समाधि-शतक 


(श्री पृज्यपाद आचायंक॒त) 


टीकाकार . 
(ब्र० सीतल प्रसाद जो) 


सम्पादिका ; 
कु० कुन्दलता जन 


दिशा-बोध : 
बीर सेवा सन्दिर 


() प्राप्ति स्थान * 
शैलो शास्त्र सभा, 
दि० जेन बड़ा सन्विर, 
कचा मेठ, दरोबा, दिल्‍लो-६ 


[0 सपादिका 
कु० कुन्दलता जेन 


(0 अर्थव्यवस्था 
द्वितिय संस्करण 
क्री मति सत्ययती जैन 
रतन निवास 4764 /]--23 नम्बर दरिया बज नई दिल्‍ली-0002 


(ै] प्रथम सस्करण 
महादोर जयन्ती सन्‌ १६४८रे 


(3 डायमड प्रिटर्स एण्ड पब्लिशर्स 
8, ई रानी झासी रोड, झडेवलान 
नई दिल्‍ली ॥॥0 055 


प्रस्तावना 


“जल बिन मीन प्यासी मुझे रह-रह झा हाँसी” 

वास्तव में यह हँसी की ही बात है कि मछली पानी में रहते हुए भी प्यासी रहे । 
यथपि यह सम्भव नहीं है परन्तु यह जोव ज्ञान स्वभावी होकर भी ज्ञान स्वादो नही है । 
यह आएचमे की बात है। जैसा एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति किसी साधु के पास 
गया और कहा कि मुझे सुख चाहिए। उस साध ने कहा कि मैंने उस तालाब में रहने 
बाले मगर को सुख दिया है तुम भी उससे ले लो। बहू उस तालाब पर उस मगर के 
पास गया और कहा कि जो साधु ने आपको सुख दिया वह मेरे को भी दे दो । उस मगर 
ने कहा कि एक लोटा पानी का मुझे पिला दें मैं तेरे को सुख दे दूंगा। उस व्यक्षित ने कहा 
कि तू पानी में तो बेठा है ओर पानी मांग रहा है, प्यासा है यह कैसा आइचर्य ? उस 
मगर ने कहा तुम ज्ञानानन्‍्द स्वभावी हो और आनन्द को भांग रहे हो, क्या यह आइचयं 
नहीं है ? यही बात सभी जीबों के प्रति लागू होती है। 


जीव के स्वरूप को इस प्रकार समझाना बाहिए । द्रव्याधिक + पयायेधिक -- वस्तु । 
ऐसा वस्तु का पूर्ण स्वरूप है । द्रव्यदृष्टि से जहां यह शान-दर्शन रूप है वहा हक ष्टिसे 
रागादिक रूप परिणमन कर रहा है। कर्म और शरीर से संयोग को प्राप्त है। दृष्टि 
का विषय नाशवान है विकार रूप है ओर परसंयोग रूप है। इस जीव ने अपने को अपने 
द्रव्य स्वभाव रूप नहीं जानकर अनादि काल से पयायंरूप ही जाना माना और आचरण 
किया है। इस प्रकार विकार रूप मानने से विकारों को ही बढ़ाया। आचाये उसके 
समझाना चाहते हैं कि तू अपने को पयाये रूप अनु भव करके अपने को मनुष्य-देव- ना रकी- 
तियंच-रूप, पुरुष, स्त्री, नपुंसक रूप अनुभव कर रहा है, अपने को सुद्षी दुखी धनिक- 
गरीब रूप अनु भव कर रह है। इस प्रकार का अनुभव तो तू अपने को कर ही रहा है 
फिर अपने को ज्ञान दर्शन-हूप अनुभव बयों नही करता ? जैसा तू अनादि अन्नत है । अगर 
ऐसा अनुभव करे तो तेरा पयाये का दुख दूर हो जाए और तू आनन्द रूप रह जाए । तू 
आनन्द का पिण्ड है, आनन्द ही तेरी सत्ता है उसका भोग न करके तू कर्म कृत राग का 
स्वाद लेकर अपने आपको दुखी कर रहा है। 


इस वस्तु तत्व को इस प्रकार से समझा जा सकता है--एक बर्तन में चोनी रख 
कर उसको गम करें। चोनो का स्वभाव मिठास रूप है। अतः: मिठास उसके अन्दर से 
आती है। मिठास और चीनी का अस्तित्व पृथक नही है, दोनों की एक ही सत्ता है अतः 
मिठास उसमें से जा नही सकती । जबकि गर्म चोनो पूर्ण रूप से गम होते हुए भी उच्णता 


बाहर से अर्थात्‌ पर से आ रही है। उष्णता चीनी के स्वभाव का अंश नही है अतः 
उष्णता के अभाव में चोनी का अभाव नहीं हो सकता । चीनी को मिठास रूप देखना द्रव्य 
दृष्टि का विषय है और चीती को गर्भरुप देखना पर्याय दृष्टि का विषय है। चीनी को 
शीतल देखना तो उसके शोतल होने पर निर्भर है परन्तु हम यह मान सकते हैं कि इसमें 
शीतल होने की शक्ति विद्यमान अवश्य है। उदाहरण को दष्टान्त में घटाना है। चीनी 
की जगह जीवात्मा है मिठास को जगह उसका ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव है और उष्णता दी 
जगह रागद्वेषादि शुभ अशुभ भाव है और अग्नि की जगह द्रव्य कम (मोहकर्म) है। उस 
जीव से कहा जा रहा है कि तू अपने को द्रव्य दृष्टि के विषय अर्थात ज्ञाता द्रष्टा रूप 
अनुभव क्‍यों नहीं करता ? अपने को रागादि-सरीरादिक रूप तो अनुभव कर रहा है, जैसा 
तू नहीं है, तेरा स्वभाव नहों है । अगर तू अपने को ज्ञान दर्शन रूप, जेसा तेना अनादि 
अनत स्वरूप है, वेसा अनुभव करे तो तू विकार से रहित हो जावे । 


इस दृष्टाँत के माध्यम से यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि चीनी का अनुभव करने 
में पहले उष्णता का अनुभव होगा फिर मिठास का होगा क्योकि वहां पर अनुभव करने 
बाला अन्य व्यक्ति है परन्तु आत्मा स्वय अपना अनुभव करे तो पहले अपने को ज्ञान रूप 
अनुभव करेगा रागादि बाहर ही रह जायेगे । यहा पर अनुभव करने वाला और जिसका 
अनुभव कर रहा है उसमे भेद नही है अर्थात वे दो नही है एक ही हैं । 


जीवात्मा ज्ञान, दर्शन, सुख व वीयं आदि अनन्त गरुणो का एक अमूतिक पिण्ड है 
परन्तु अनादि काल से ही इसके साथ अष्ट कर्मों मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तराय, आयु, नाम, गोत्र व वेदनीय--का सयोग हो रहा है । मोहनीय के दो भेद हैं 
दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जीव के अतरग मे ज्ञान, दर्शन, सुख व वीय॑ 
गुणों का घात हो रहा है जिसमें निमित्त चार घातिया कम हैं और शेष चार अधातिया 
कर्मों के उदय से इसके साथ शरीर व उसकी विभिन्‍न अवस्थाओं का संयोग हो रहा है । 
अनादि काल से ही जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप को भूला हुआ है और कर्म के उदय 
से प्राप्त शरी रादि सामग्रियों मे इसने अपनापना मान रखा है। इन पर-पदार्थो में अपना- 
पना मान लेने पर यह शरीर के अनुकूल सामग्री की प्राप्ति में राग और प्रतिकूल 
सामग्री की प्राप्ति में दंघ करता है। ये राग द्वेष यद्यपि जीव की ही पर्याय मे होते है 
परन्तु होते है कम कृत ही अतएव पर ही है। परन्तु जीव इनमे भी अपनापना मानता है 
कि मैंने राग किया, ढेंघ किया, क्रोध किया व मान किया' आदि। इन शरीोरादि पर- 
द्रव्यों व रागद्रेघादि विकारी भावों मे अपनापना मानना ही जीव के संसार में रुके रहने 
का मूल कारण है ओर इसे ही दर्शन मोहनीय या मिथ्यात्व कहते है। इस पर में अपनेपने- 
की भिथ्या मान्यता से इसके अन॒त ससार का व आगामी मिथ्यात्व का बंध होता चला 
जाता है और पहले से सत्ता में पडा हुआ भिथ्यात्व और अधिक गहरा होता चला जाता 
है। जीव को पर्याय में होमे वाले रागद्रेषादि विकार भी यय्यपि आगामी बंध के कारग 


हैं परन्तु वे अल्प बंध के कारण ही हैं | बंध का मूल कारण तो कम फल में एकत्व बुद्धि 
वा भिथ्यात्व ही है । 


मिथ्यात्व के नाश का और मोक्षमार्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि 
यह जीव कर्म को अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना काम करे । अब प्रदन उत्पन्न 
होता है कि इसका अपना कार्य क्या है ? यह ज्ञानस्वरूप है अतः अपने को ज्ञानस्वरूप ही 
देखे, जाने और श्रद्धान करे और इस प्रकार अपने में अपनापन मानकर कर्म ओर उसके 
फल में अर्थात्‌ शरीरादि पर-पदार्थों और रागद्वेषादि परभावों में अपनापना छोड़े । 
जिस समय जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को पहचानता है अर्थात्‌ इससे निज आत्मा की 
अनुभूति जागृत होती है उसी समय से ये परद्रव्य और परभाव इसे 'पर' दिखाई देने 
लगते हैं, मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी का लोप हो जाता है भोर उनसे सम्बन्धित बंध भी 
समाप्त हो जाता है। अब इसकी पर्याय मे जो भी राग द्वेष व क्रोध, मान, माया, लोभ 
आदि हो रहे हैं, मात्र वे ही बध के कारण शेष रह जाते हैं।यद्य पि यह अब इनमें अपनापना 
तो नही मानता पर क्योकि ये जीव की पर्याय में ही होते हैं अतः इनसे सम्बन्धित 
आकुलता भी होती है और बंध भी होता है। अब इसजीव को मोक्षमार्ग का व इस 
चारित्रमोह को दूर करने के' सम्यक्‌ उपाय का भी परिज्ञान हो गया है अतः यह अपने 
ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्वभाव का ही निरन्तर अधिक से अधिक अवलम्बन लेने का प्रवास 
करता जाता है। उन राग द्वेषादि विकारों को यह अपनी कमजोरी समझता है और ऐसा 
मानता है कि मुझमें अभी आत्मबल की इतनी कमी है जिससे मैं निज आत्मस्वर्ूप में 
पूरी तरह से लीन नहीं हो पा रहा हू और इसी कारण ये विकार मेरी पर्याय में हो रहे 
है। इन विकारों को चरित्रमोहनीय के उदयकृत अर्थात्‌ पर जानते हुए भी इनकी सारी 
जिम्मेवारी यह अपनी समझता है ओर इन्हें दूर करने के लिए स्वरूप में लीन होने का 
पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है और ऐसा करते-करते एक दिस स्वरूप में पूर्ण रूप से लीन होकर 
यह केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाता है। 


यह जीव ज्ञान का ही मालिक है कम के आधीन नही है । अत: यह कम के फल 
में अपनापना मानने या न मानने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। कम का फल तो इससे यह 
कद्ठता नही कि तुझको मुझे अपना मानना होगा परन्तु यह अज्ञानी स्वयं ही अपने स्वभाव 
को न पहचानकर उसमें अपनापना मानता है। यदि एक बार भी जोर लगाकर यह 
अपने को अपने रूप देख ले तो इसकी दृष्टि में जो पराधीनता घूस गई है वह निकल 
जायेगी | कम ओर उसका फल तो रहेगा परन्तु उसमे अपनापना नही रहेगा और यह 
ज्ञान का मालिक हो जायेगा। अपनी ही गलती से यह दुःखी और संसारी था, अब ससार 
में रहते हुए भी ससारी नही रहेग। । कम मे अपनापना अनत संस्तार है और भपने में 
अपन,पना मोक्षमार्ग है। यह इसे स्वयं ही निद्िचत करना है कि इसे ससारी रहना 
है या परमात्मा बनना है। यदि यह परमात्मा बनना चाहे तो अपने को निज रूप अनुभव 


करे, यह परमात्मा ही है। 

आत्मा का स्वभाव तो ज्ञातादुष्टा है। वह तीन काल में भी मिट नहीं सकता पर 
उसके साथ-साथ कमकृत कार्य भी हो रहा है। प्रत्येक जीव में तीन काये एक साथ होते 
हैं। एफ शरी र-आश्वित क्रिया, एक राग आश्वित भाव, और एक जानने की क्रिया । शरीर 
की क्रिया हो रही है और शान उसको जान रहा है तभी यह बताया जा सकता है कि 
पहले शरीर की क्रिया इस प्रकार थी अब इस प्रकार है। शरीर की क्रिया तो बदली 
५२ ज्ञान ज्ञानरूप रहता हुभ्य उसको जान रहा है। पहले भी जान रहा था अब भी जान 
रहा है | इसी प्रकार रागा दि भाव हो रहे हैं और ज्ञान उन्हें सतत्‌ जान रहा है। पहले 
मनः स्थिति ठीक नही थी इसको जाना अब मनः स्थिति ठीक है इसको भी जाना। 
जानने वाला दोनो अवस्थाओं को केवल जान रहा है। न वह खराब मन: स्थिति वाला 
है और न ही मनस्थिति को ठीक करने वाला है। बह तो मात्र जानने वाला ही है और 
केवल जान ही रहा है । हमने आज तक उस जानने व।ले को तो जाना नहीं, रागादि 
एवं शरीरादिक की क्रिया को ही अपना कार्य ओर अपना होना मान रखा है। किन्तु 
वास्तव में ये कमंक्ृत कार्य है। जाननपना ज्ञान स्वभाव में से उठता है इसलिए वही जीव 
का अपना होना है। इन तीन क्रियाओ को पहले युक्ति पूर्वक तके से अलग-अलग जाने 
ओर फिर जैसा अपनापना रागादि भावों में और शरीराश्ित क्रिया में है वेसा अपनापना 
उस ज्ञाता भाव में स्थापित करें तब ज्ञान का मालिक बनें और रागादि-सरीरादि को 
क्रिया पर रूप दिखाई दें । यही भेद विज्ञान है। तब यह कह सकते हैं कि चलते हुए भी 
चलता नही परन्तु चलने की क्रिया का जानने वाला है। क्रोध होते हुए भी क्रोधी नहीं 
पर क्रोध के भाव को जानने वाला है, धन होते हुए भी घनिक नहीं है पर धन के सयोग 
को जानने वाला है। इस प्रकार क्रोप्र तो हो पर क्रोध का कर्ता न रहे। वह तो क्रोघ 
होते हुए भी ज्ञान का कर्ता है। इस प्रकार पर मे पर्याय में अहम्‌ बुद्धि मिटे। पर्याय में 
अहम्‌ बुद्धि का अभाव हो तब पर्याय के कर्ता पने का भी अभाव हो । रागादि, सरीरादि 
का होना संसार नहीं है परन्तु इनमें अपनापना-एकत्वपना-स्वामित्वपना-अहमपना 
यह संसार का कारण है जो निज स्वभाव में अपनापना आने से ही मिट सकता है। 


यह जीव अपना सवस्व उस ज्ञात्ता में, उस जानने वाले में स्थापित न करके 
अपनी श्रद्धा में करमंक्त कार्य का कर्ता बन जाता है। वास्तव में यह ज्ञातापने को छोड 
नहीं सकता ओर कर्म का कर्ता हो नहीं सकता पर अपनी दृष्टि में यह स्वय को कर्ता 
मान लेता है, जैसे कोई भ्रमवश रस्सी को सांप मान ले। रस्सी सांप हुई नहीं, वह्‌ 
सांप हो नही सकती पर अपनी मिथ्या मान्यता से उसे वह सांप दिखाई दे रही है, उसी 
रूप उसका ज्ञान हो रहा है और उससे डरकर भागने रूप आचरण हो रहा है और इस 
प्रकार उसके श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र तीनों ही मिथ्या संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं। बसे हो 
यह जीव अपनी श्रद्धा में कमंकृत कार्य का कर्ता बना हुआ है, उसी रूप इसका ज्ञान हो 
रहा है उसके फल रूप में इसका आचरण मिध्या हो रहा है। भिथ्या धरद्धा के पी उ- 
पोछे मिथ्या चारित्र उसकी परछाई की सरह आता है। 


देखो, कितनी आश्चयंजनक बात है कि यह जीव है तो ज्ञाता, पर को जानने के 
साथ-साथ अपनी परिणति का भी यह ज्ञाता ही है परन्तु अपनी अज्ञानता से यह अपने को 
पर का कर्ता मान रहा है। जैसे किसी दूसरे के क्रोध को यह दूर से देखता है, न तो उसका 
कर्ता ही होता है और न भोक्‍ता हो, वैसे ही अपनी परिणति को भी यह उतनी ही दूर से 
देखने वाला है, न तो उसका कर्ता ही है और न भोक्‍ता ही। यह तो ज्ञान है ओर ज्ञान के 
अलावा कुछ कर ही नहीं सकता परन्तु भ्रम से अपने को कर्ता मानता है और कर्ता मान 
लेने पर ज्ञाता नही रह जाता है, वयोकि यह नियम है कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नही हो 
सकता और जो कर्ता है वह ज्ञाता नही हो सकता । एक अधकार है, एक प्रकाश है। अत; 
दोनों साथ-साथ नही रह सकते । जेन शासन ज्ञाता का मांग है, कर्ता का नही । कर्मधारा 
में चाहे अशुभ भाव हों चाहे शुभ, चाहे अन्नत रूप हों चाहे श्रत रूप, चाहे हिसा रूप हों 
चाहे अहिंसा रूप परन्तु जीव तो उनका ज्ञाता मात्र ही है। भगवान कुन्दकुन्द ने कहा है 
कि जेसे अव्तों में कर्तापना भिथ्या अध्यवसाय है, वैसे ब्नतों में कर्तापन्ता भी मिथ्या अध्य- 
बसाय ही है। जीव का परिग्रह ग्रहण का अहम्‌ तो दूर हो सकंता है परन्तु परिग्रह के 
त्याग का अहम्‌ दूर होना बहुत कठिन है। परन्तु ज्ञाता में सर्वस्व स्थापित करने पर यह 
जीव परिग्रह के त्याग का भी कर्ता नही रहता । 


वास्तव में जीव हमेशा आचरण को या भावों को बदलने का ही पुरुषार्थ करता 
रहा। इसने कभी भो ज्ञाता रहने का उपाय नहीं किया। पहले अशुभ भाव, अशुभ 
कार्य ओर अशभ विचारों का कर्ता बना हुआ था फिर धर्म के नाम पर शुभभाव, शुभ 
क्रिया व शुभ विचारों का कर्ता हो गया। दोनों ही स्थितियों में कतृ त्व बुद्धि बनी रही । 
बतू त्व बुद्धि का अभाव तभी सम्भव है जब जीव सिर्फ ज्ञान का मालिक रह जाता है। 
जब ज्ञाता में अपनापना आता है तब शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप, स्वर्ग-तरक, राग-द्वे ष, भला- 
ब्रा, सम्मान-अपमान व ग्रहण-त्याग सभी एक पक्ति के दो सिरे हो जाते हैं और यह 
दोनों से ऊपर उठ जाता है। अब यह ग्रहण का भी कर्ता नही और त्याग का भी कर्ता 
नहीं, मात्र ज्ञाता हो है। शुभ का भी कर्ता नहीं और अशुभ का भी कर्ता नही मात्र ज्ञाता 
है। क्रोध का भी कर्ता नही और क्रोध का मेटने वाला भी नही परन्तु मात्र ज्ञाता है। 
यही असली मोक्षमाग्ग है। दोनो का कर्तापना तभी मिटता है जब जीव ज्ञाता का मालिक 
बनता है। वह किसी भी करमंकत कार्य का किसी भी काल मे कर्ता नही हो सकता । वह 
तो केवल ज्ञाता ही है, अन्यथा नही हो सकता। परन्तु भ्रम के वश वह अपने को कर्ता 
मान लेता है, यही भिश्यात्व है। कर्ता न माने तो ज्ञाता तो अपने आप ही है, यही 
उपेक्षावृत्ति है, यही उदासीनता है। भगवान आचार्यों ने पर का कर्तापना छुड़वाकर ज्ञान 
का कर्ता बनये के लिए कहा और फिर ज्ञान का कर्तापना, जो चारित्रमोह है उसे छुडवाकर 
ज्ञान में लोन होने के लिए कहा और इस प्रकार (पर के कर्तापने का तो सवाल ही नहों) 
8 808 का भी विकल्प छोड़कर जीव को निविकल्प दए। हें पहुंचाने के लिए 
प्रेरित किया । 


लोग कहते हैं कि कषाय मेटनी है पर कषाय मेटने से कषाय नहीं मिटेगी जबकि 


न 


ज्ञाता रहने से कषाय रहेगी ही नहीं । जहां सूर्य का प्रकाश है, वहां अंधकार होता ही 
नहीं । ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का न होना है। ऐसा देखा गया है कि जब हम क्रोधादि 
कषायों और विकल्पों के कर्ता (कर्ता अर्थात्‌ एकत्वरूप) न रहकर और उनसे अलग हट- 
कर ज्ञाता [ज्ञाता अर्थात्‌ दो होना-एक तो जानने वाला और एक जिसको जान रहे है 
वो) हो जाते हैं तव कषाय और विकल्प आदि विलुप्त होने लगते हैं। मोक्षमार्ग का यही 
उपाय है और यही भगवान कुन्दकुद ने इन्द्रियों को जीतने का और कषायो को जीतने 
का उपाय बताया है । इन्द्रियो से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हे ज्ञेय बना लेना 
इन्द्रियजित है। 


जीव के पर का कर्तापना, अहंपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब इसके स्व में 
स्वपना आए। इसके बिना कोई कोटि-कोटि उपाय भी करे, अनन्त बार मुनिपद भी 
धारण करे, तो भी पर का कतपना मिटकर मोक्षमार्ग नही बन सकता । इस ग्रन्थ में 
पृज्यपाद स्वामी जीव को बारम्बार सम्बोधित करते हुए कह रहे है कि यह सुन्दर पर्याय 
तुझे मिली है, इसमें तु एक बार, चाहे मर करके भी, अपने को जान ले तो तेरी अज्ञानता 
दूर हो जायेगी और यह कार्य तू अभी इस क्षेत्र मे, इस काल मे कर सकता है। यह अव- 
सर मिला है, देख निकल न जाये । तुझे केवल दुष्टि बदलनी है, शरीर के स्तर से हटकर 
चेतना के स्तर पर आना है। शरीर के धरातल से जब तू देखता है तो अपना शरीर, 
अपना मकान, अपने स्त्री-पुत्रादि ही अपने दिखाई देते हैं और अन्य सब पराये। उन पराये 
दिखने वालों में यदि तू अपनापना मानने की चेष्टा भी करे और मुंह से उन्हे अपना भी 
कहे तो भी उनमे अपनापना नही आता और न ही उनके सुख दु ख मे भीतर से तू सुखी 
दु खी ही होता है । इसी प्रकार चेतना के धरातल से जब तू देखेगा तो जो शरीर के स्तर 
पर अपने दिखाई देते थे वे भी तुझे पर दिखाई देंगे और अनन्त ग्रुणो का पिण्ड एक अकेला 
चेतन्य ही निजरूप दिखाई देगा । फिर यदि शरीर व स्त्री-पुत्रादि में तू अपनापमा लाने 
की चेष्टा भी करेगा तो मुह से बेशक उन्हे अपना कहे पर उनमे अपनापना आ नही 
पायेगा और न ही उनके सुख दु:ख में तू सुखी दु.खी ही हो पायेगा । 


आचाय॑ प्रेरणा करते हुए कह रहे है कि शरीर के स्तर से हटकर तू अपनी चेतना 
के स्तर पर आ जा और फिर इस ससार को देख, खूब देख, इसमे तुझे अपना कुछ भी 
नही दिखाई देगा। तू ज्ञाता है, ये शरीर आदि सब वस्थुए ज्ञेय हैं। इस नाटक को तू 
देख, जी भरकर देख, आख बन्द करेगा तो बुरा मानने का दोष लगेगा। यदि तू इसका 
ज्ञाता ही है तो इसे देखने से दु खी नहीं हो सकता और यदि कर्ता है तो तेरा दु ख तीर्थ- 
कर भी नही दूरकर सकते । यह दु.ख तू ने स्वयं पैदा किया है, तेरी अज्ञानता से ही उत्पन्न 
हुआ है ओर तेरी अज्ञानता दूर होने से ही दूर होगा । 


यह कमंकृत नाटक चल रहा है ओर तू इसका देखने वाला है। कर्म कभी धनिक 
बनाता है तो कभो गरोब, कभी मनुष्य का स्वाग भरवाता है तो कभी पशु का और कभी 


बाप का तो कभी बेटे का। ये चोरासी लाख स्वांग तुझे भरने हैं| कर्म जैसा कहे वैसा 
स्वांग भर दे, प्रेम से भर दे, जब स्वांग ही भरना है तो दुःखी क्‍यों होता है ? है तो ये 
स्वांग पर तूने इसे वास्तविक मान लिया है इसीलिए तू दुःख्ी हो रहा है, महादु.ख्वी हो 
रहा है। अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है परन्तु वह स्वाग फिर 
बदल जाता है, वह कोई तेरे आधोन तो है नहीं, उसके बदल जाने पर तू फिर दु.खी 
हो जाता है। यह स्वांग तुझे दु.खी नही बना रहा है वरन्‌ अपने स्वरूप को भूलना तुझे 
दु.खो बना रहा है! यदि यह स्वाग करते हुए भी तू अपने को जानता रहे तो फिर तो तू 
सुखी ही है। तू केवल अपने को जान। यह स्वांग करते हुए भी तू उस रूप नही है, तू तो 
निज रूप ही है। धनिक का स्वाग करते हुए भी तू धनिक नहीं, गरीब का स्वाग करते 
हुए भी गरीब नही, मनुष्य का स्वांग करते हुए भी मनुष्य नहीं नारकी का स्वाग करते 
हुए भी नारकी नही । तू तो तू ही है, सारे स्वागो से पृथक, एक अकेला ज्ञाता ही है। 
जहां तूने अपने को अपने रूप में पहचाना, वहा यह सारा ससार स्वाग हो जायेगा। हो 
क्या जायेगा, यह तो स्वाग था ही पर तुझे अभी तक दिखाई नही देता था, अब यह 
तुझे स्वाग दिखाई देने लगेगा और तेरा अनतकाल का दुःख विलीन हो जायेगा । फिर 
चाहे इस स्वाग को उतार कर फेकने मे बेशक देरी लगे पर उसकी कुछ परवाह नही है 
क्योकि अब तेरी दृष्टि जो सही हो गई है। 


मोक्षमार्ग अन्य कुछ नही, वह तो मात्र ज्ञातादृष्टा रूप रहना ही है। इसके अति- 
रिक्त अन्य जो कोई भी साधन हो वे अगर ज्ञाता दृष्टापने के लिए, दूर से, पास से जिस 
रूप में भी, सहयोगी हों तो स्वीकायं है, परन्तु है वे पर ही । मुख्यता उन साधनों की 
नही, मुख्यता तो ज्ञातादृष्टा रूप रहने की ही है । दो ही जगह है जहा अपने को लगाया 
जा सकता है--एक तो स्व और दूसरा पर । और इनके दो ही फल हैं। स्व मे लगने का 
फल मोक्ष, ज्ञान और सुख है और पर भे लगने का फल ससार, अज्ञान ब दुख है। पर के 
दो भेद है--एक अशुभ अर्थात्‌ सासारिक एव शारीरिक भोग और दूसरा शुभ अर्थात्‌ देव 
शास्त्र, गुरु। अशुभ में लगने से पाप बध ओर शुभ में लगने से यद्यपि पुण्य बध होता है 
परन्तु शुभ मे लगना भी निजस्वरूप की अपेक्षा पर मे ही लगना है । 


अनत तीथथंकरो की यही दिव्य ध्वनि है कि जीव का घर तो निजस्वरूप ही है और 
देव शास्त्र गुरु के माध्यम से भो इसे अपने को ही देखना है। वे इस जीव वो यही सम्बो- 
घित करते है कि देख ! हम भी अपने मे लगे है, त्‌ भी अपने मे लग जा | जो व्यक्ति 
अपने घर से दूर था अर्थात्‌ सासारिक एव शारीरिक भोगो मे लग रहा था उसे तो घर के 
निकट लाये यानि देवशास्त्र गुरु के विकल्प मे लगा.। और जो निकट आ गया उसे कहा 
कि अभी भो तू बाहर ही है, अब घर मे घुस जा अर्थात्‌ भीतर उस निविकल्प स्वरूप में 
ठहर जा जहा न कोई त्याग का विकल्प है न ग्रहण का, न स्व॒ का विकल्प है न पर का, 
मात्र एक अकेला ज्ञाता दृष्टा चैतन्य प्रभु अपनी महान महिमा सहित विराज रहा है, 
वही तू है, वही मोक्ष है । 


जीव को या तो कभी मोक्षमार्ग को प्राप्त करने की रुचि ही नहीं हुई और कभी 
हुई भी तो सही मोक्षमार्ग को इसने पहचाना नहीं । इसने या तो शरीर को अशुभ क्रिया 
को शुभ क्रिया में बदलने को धर्म मान लिया या फिर अशुभ परिणामों को बदलकर ऊचे 
से ऊंचे शुभ भाव करने को मोक्षमार्गं समझ लिया परन्तु जिस समय बाहर शरीराधित 
क्रिया और भीतर शुभ्न परिणाम हो रहे हैं उसी समय कोई जानने वाला भी है, जो उन 
दोनों को जानता जा का है। उस जानने वाले को ही जानना था, जिसे इस अज्ञानी ने 
नहीं जाना और उसे जाने बिना अपने से अतजान रहकर ससा रमार्गी ही रह गया। 


अपने स्वरूप को पहचानने के बाद यह जीव ज्ञानी हो जाता है और फिर यह जब 
तक परमात्मा नहीं हो जाता तब तक इसके शञानधारा व कमंश्रा, ये दोनों धारायें साथ- 
साथ चलती हैं। पहले अज्ञानावस्था में भी इसके धाराएं तो दो ही थी पर यह ज्ञानधारा 
को नही जानता था और कर्मधारा में ही अपनत्व मानता था । ज्ञानी होने के बाद इसके 
ज्ञानधारा में अपनत्व आया । अब यह कर्मधारा को जानता तो है पर उसका कर्ता नही 
बनता । अब यह कमे के फल में जुड़े, न जुड़े, कम जुड़े, अधिक जुडे--यह इसकी स्वतन्त्रता 
है। जितना यह कम के फल में जुड़ता है उतनी तो कम के फल की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
कम का उदय होता है और जितना ज्ञाता रूप रहता है उतना कर्म का उदयभावी क्षय हो 
जाता है। इतना अवध्य हैं कि जीव में जितना आत्मबल होता है उतना ही वह स्वभाव 
की ओर झुक पाता है। नीचे के गुणस्थानों मे आत्मबल की कमी के कारण जितना वह 
चाहता है उतना शुकाव स्वरूप की तरफ वह नही कर पाता पर निरन्तर चेष्टा तो करता 
ही रहता है। एक बार अब निज घर की पहचान हो गई है तो दिन भर चाहे बाहर पर 
धरों मे घूमे परन्तु शाम को तो अपने घर आवबे ही आवे और पर घरो मे जाते हुए भी वे 
घर पर ही मालूम दे एव उनकी अशान्ति 4 आकुलता भोगते हुए बीच-बीक में अपने घर 
की शान्ति की याद भी आती रहे और वहीं बने रहने की वह चेष्टा करता रहे । 


उसी चेष्टा के बल पर उसका ज्ञाता में ठहराव बढ़ने लगता है ओर कमंधारा 
हल्की होती चली जाती है। जैसे-जैसे कमंधारा हल्की होती जाती है वेसे-बैसे गुणस्थान 
बदलते जाते हैं और बाहर मे श्रावक के व्रत व मुनिपना आदि आता जाता है। उधर 
ज्ञान रूप रहने का काल बढ़ता है, इधर कर्मंधारा हल्की होती जाती है। इधर कमंधारा 
हल्की होती है, उधर ज्ञाता में ठहराव बढ़ता जाता है। कमंधारा का हल्का होना ही 
चरणानुयोग है । एक समय आता है जब मात्र ज्ञानधारा रह जाती है और कर्मधारा का 
अभाव हो जाता है। मोह अंधकार नष्ट हो जाता है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया का ज्ञात 
रूप चन्द्रमा बढ़ते-बढ़ते पूर्णणासी का केवल ज्ञान रूप चन्द्रभा हो जाता है। इस प्रकार 
ज्ञाता के पीछे-पीछे परछाई की. तरह सम्यग्चारित्र बढ़ता है। किसके बल पर ? अपने 
निजस्वभाव ज्ञाता के ही बल पर । 


जीव को पहले तो शास्त्र से आत्मा के बारे में जानकर भीतर उस ज्ञाता द्रव्य को 
ही पकड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए ओर ज्ञाता पकड़ में आने पर, उस ज्ञानस्वरूप 


आत्मा की अनुभूति होने पर ही स्वयं को ज्ञानी समझना जाहिए। कहीं ऐसा ने हो 
कि आत्मज्ञान तो हो नहीं और शास्त्रज्ञान के आधार पर वह स्वयं को ज्ञानी समझ बैठे 
ओर कहने लगे कि अपनी पर्याय में होने वाले कधायादि का मैं तो कर्ता हूं नहीं क्‍योंकि 
शास्त्र में ऐसा ही कहा है कि ज्ञानी कर्ता नहीं होता और इस प्रकार स्वच्छंदी हो जाये। 
अगर वह कर्ता नहीं है तो जाता अवध्य होना चाहिए ओर यदि ज्ञाता का अनुभव उसे 
नहीं हो रहा है तो वहू कर्ता जरूर है। ज्ञाता को तो उसने जाना नहीं और मैं ज्ञाता हूं' 
ऐसा विकल्प उठाकर उस विकल्प का वह कर्ता बना हुआ है और इस प्रकार विकत्प में 
ही ठहूरा हुआ है, वस्तु को प्राप्त नही हुआ । यदि यह पकड़ में आ रहा है कि “मैं आत्मा 
को जानता हूं' तो यह भी विकल्प ही है क्योंकि इस वाक्य में देतभाव है। जानने वाला 
ओर जिसे जाना जा रहा है वह आत्मा--ऐसे दो पदार्थ हो गये पर अनुभूति के समय 
केवल जानने वाला ही होता है, किसी प्रकार का द्वैतभाव नहीं रह जाता और तभी 
वश्तु की प्राप्ति हुई कही जाती है अन्यथा विकल्प ही है। विकल्प का कर्ता राग का 
कर्ता है क्योंकि विकल्प है सो राग है। अगर श्ञाता पकड़ में नही आया तो चाहे कितना 
भी क्‍यों न कहे कि मैं कर्ता नहीं परन्तु वस्तुत: करत पना छूटता नहीं । 


ज्ञानी कभी स्कच्छंदी नहीं होता क्योंकि उसकी पर्याय में जितनी कमी है उसकी 
पूरी जिम्मेवारी वह अपनी समझता है। यद्यपि वह उसका कर्ता नहीं है क्योंकि यदि वह 
ज्ञान में पूर्ण रूप से समा गया होता तो यह नहीं होती, परन्तु उसको कमी से ही यह हो 
रही है, इसलिए कमी का उकरदायित्व भी उसी का है। अज्ञानी ज्ञान का वस्तुतः तो 
मालिक बनता नहीं ओर पर्याय की अशुद्धता का उत्तरदायित्व भी छोड़ बेठता है, 
जिसका फल स्वच्छन्दता है। अब तक उसे पाप का तो भय था अतः उससे बचकर पुष्य 
कार्यों में लगने की चेष्टा करता था। अब यह भय भी नहीं रहा अतः खूब पाप कमाकर 
नरक निगोद की ही तैयारी हो जाती है। 


इस ग्रंथ का नाम समाधितंत्र वा समाधिश्ञतक है। इसमें पृज्यपाद स्वामी ने भेद 
विज्ञान को इतने सरल रूप से दिखाया है कि कोई न्याय और व्याकरण को न जानने 
वाला या शास्त्र-अध्ययन को कोई पिछली भूमका ने रखने वाला व्यक्ति भी इसे आसानी 
से समझ सकता है। ब्रह्म चारी शीतलप्रसाद जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इसकी 
टाका की थो। वर्तमान में यह ग्रन्य उस टीका के साथ उपलब्ध नही था, ढूढने 
पर कही-कही ही इसकी एक-दो प्रतिया मिलती थीं। दिगम्बर जेत बड़ा मन्दिर, कूचा 
सेठ, दिल्ली की रात्रि की शास्त्र-सभा मे बैठने वाली कुछ अध्यात्म-रसिक महिलाओ ने 
मोक्षमार्ग में इस प्रथ की महती उपयोगिता फो समझकर इसे छपाने का निश्चय किया 
और सम्मिलित होकर इसके लिए धनराशि इकट्ठी को जिसकी सहायता से इस 
ग्रथ का पहला सस्करण प्रकाशित हुआ था। वे सब महिलाएं बहुत-बहुत धन्यवाद की 
पात्र हैं क्योंकि यह प्रथध जब तक जीवित रहेगा तब तक जन-जन के मन की अज्ञानता 
का विनाश करतारहेगा। इस शास्त्रदान अथवा शानदान के फल रूप में उन सब बहिनों 


के भीतर भी आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो और वे आत्मकल्याण के पथ पर शी घ्रता 
पूर्वक बढ़ती चली जाए, यही सदूभावना है । 

ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी की भाषा पुरानी थी उसमें नवीनता लाकर उसे सजाने 
ओर सवारने का काम कुमारी कुन्दलता (सुपुत्री श्री महताब सिंह जो जैन जोहरी) ने 
बड़ी लगन से किया था और हर जगह छपाई की त्रुटियों को सुधारने और ब्रह्मचारी जी 
के भाव को अक्षुण्ण बनाये रखने का भी उसने सफल प्रयास किया था, जिसके लिए मैं 
उसे शुभाशीष देता हू । ग्र थ के छपाने के कायें व प्रेस आदि को व्यवस्था मे संस्था 'वीर 
सेवा मन्दिर' का पूरा-पूरा सहयोग मिला, जिसके लिए उसका धन्यवाद है। 


इस ग्रंथ की मांग दिल्ली समाज मे भी और बाहर भी बहुत रही है। इसका 
दूसरा सस्करण छपाने की शास्त्र सभा मे चर्चा हुई। श्री रतन चन्द जी जैन की धमंपत्नी 
सत्यवती ने आग्रह किया कि इस दूसरे सस्करण के निकालवाने का पूरा व्यय, वे लगाने 
फो तैयार हैं। यह दूसरा संस्करण उनकी तरफ से छपा है। जिसके लिए श्री रतन चन्द 
जी ओर उनकी धर्मपत्नी प्रशसा के पात्र हैं जिन वाणी का प्रचार करना धन का श्रेष्ठ- 
तम सदुपयोग है । स्वाध्याय प्रेमियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए । 


अत में यही कहना है कि इन सब लोगों की मेहनत तभी सफल मानी जायेगी 
जब जिस प्रेम, रुचि व श्रद्धा से उन्होंने ग्रथ तैयार करवाया उसी प्र म, रुचि व श्रद्धा के 
साथ प्रत्येक भाई-बहिन इसका एक बार नही, वरन्‌ बार-बार स्वाध्याय करे और इसके 
द्वारा आत्मस्वरूप को समझर ध्यान के माध्यम से अपने में अपने को अपने रूप देखने 
का पुरुषार्थ करे। शास्त्र तो इशारा है, वह तो वस्तु के स्वरूप व लक्षण को बता देता है 
पर मात्र उसे जानकर वस्तु की प्र:प्ति नही हो जाती | वस्तु की प्राप्ति तो तभी होगी 
जब हम शास्त्र से उसका लक्षण व स्वरूप पहचानकर भीतर, जहा आत्मा का खजाना 
है, वहां खोदकर देखे और उसमे मग्न हो। शास्त्र से मिलाते जाना है और भीतर खोदते 
जाता है। खुदाई करते समय बीच में पुण्य रूपी सोने के पत्थर भी निकलेगे, उनकी चमक 
में अटक नही जाना है, उन्हें फंकते जाना है, वे पत्थर ही है। भीतर गहरे और गहरे तब 
तक खोदते चले जाना है जब तक और आगे खोदने को व फंकने को कुछ भी शेष न रहे, 
फिर अंत में जो बचता है वही “मैं हू । मैंने इसे आज तक बाहर खोजा इसलिए नहीं 
मिला क्योकि बाहर यह था हो नही । अरे ! यही तो हूं मैं, यही सच्चिदानद चेतन्य प्रभु 
और यही तो है इस शास्त्र की निरन्तर स्वाध्याय का फल स्वराध्यात करते समय मैं त 
जानता था कि उसके प्रसाद के रूप मे मुझे इतनी रोचक और स्व्रादिष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होगी । कितनी मनोहर है यह ! परम सत्य ! शिव रूप ! ओर अनीव सुन्दर | अब एक 
क्षण भी तो इससे अलग होने को जी नही चाहता है। 
सनन्‍्मति-विहार “बाबूलाल जैन 
२/१० असारी रोड, 
दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
दिनांक ४१०० ३१ ०००३०४०००० 


॥ 3 नमः सिद्धेभ्यः ।॥। 


श्रीसमाधि-शञतक 
प्र 


दोहा--शुद्ध ज्ञानमय देव जो, राजे मुझ घट व्याप। 
ताक श्रब अनुभव करूं, मिटे सोह संताप ॥ 
सोरठा-शतक समाधि ग्रन्थ, पृज्यपाद स्वामी रचा। 
आतम ग्रनुभव सार, प्रगटावन को सूर्य सम ॥ 
दोहा--हिन्दी भाष्य न देख कहूं, लिख टीका सगमार्थ । 
संतन को प्रानन्दकर, साधा निमंल स्वार्थ ॥ 


प्रथम ही संस्कृत टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार ने जो मंगलाचरण 
किया है उसका प्रन्वयार्थ लिखा जाता है-- 


श्लोक--सिद्धं जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रबोध॑, 
निर्वाणमार्गममल विबुध न्द्रवन्द्म्‌ । 
संसारसागरसमुत्तरणप्रपोत॑, 
वक्ष्य समाधिशतक प्रणिपत्यवीरम्‌ ॥। 


अन्वयार्थ - (श्रहं) में प्रभाचन्द्र (विबुधेन्द्रवन्द्यम) देवेन्द्रों से वंदनीक 
(प्रमल) कमं मल रहित (निर्वाशमार्ग) मोक्ष के मार्गस्वरूप (संसार- 
सागरसमुत्तरणप्रपोत) संसार सागर से पार करने के लिए जहाज के 
समान (प्रप्नतिमप्रबोधं) भ्रनुपम केवलज्ञानधा री (सिद्धम्‌) अपने कार्य को 
सिद्ध करने वाले श्री (जिनेंद्रम्‌) जिनेन्द्र (बोर) महावीर को (प्रसििपत्य) 
नमस्कार करके (समाधिशतकं) समाधिशतक (वर्कष्ये) की व्याख्या करता 
हूं (झलम्‌ प्रव्यय है) । 


(२) 


झ्रव श्रोसमा घिशतक ग्रन्थ को भाषा वचनिका लिखो जाती है--- 


श्लोक--येन।त्मा5बुध्यतत्मैव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
अक्षयानंतबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥१॥। 


अन्वया्थं--(येन) जिसके द्वारा (प्रात्मा) आत्मा (झात्माएव) 
श्रात्मा रुप से ही (थ) ओर (अ्रपरम्‌) प्रात्मा से भिन्न सर्व जो कुछ पर 
है सो (परत्वेन एवं) पररूप से ही (अब्युध्यत) जाता गया है (तस्मे) उस 
(अ्रक्षयानंत बोधाम) भ्रविनाजञी श्रोर श्रन्तरहित ज्ञान वाले (सिद्धात्मने) 
सिद्धात्मा को (नमः) नमस्कार हो । 


भावाथं--इस महान्‌ प्राध्यात्मिक प्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए भ्रो 
पूज्यपाद स्वामी ने इस इलोक के द्वारा संगलभयी श्री सिद्धात्मा को इसी 
लिए नमस्कार किया है कि झपने आत्म-स्वरूप का अनुभव हो, जाए। 
क्योंकि परम शुद्ध, सबं-कलंक रहित, निरंजन व स्वाधीन सिद्ध प्रात्मा में 
झोर झपने शरीर में तिधष्ठी हुए ग्रात्मा में यद्यपि व्यक्ति की ब प्रदेशों के 
ग्राफार की श्रपेक्षा से भिन्‍नता है तथापि जाति की श्रपेक्षा से एकता है। 
जितने गुण सिद्ध परमात्मा में हैं उतने सब गुरश इस अपनी अप्रात्मा में 
भी निशचय से श्रर्थात्‌ वास्तव मे विद्यमान हैं। वस्तु स्वरूप का थिचार 
करने पर सिद्धों में ओर झपने घट में बिराजित शप्रात्मा में गुणों को 
दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । यद्रपि व्यवहार दृष्टि से श्लात्मा कर्स- 
कलंक के न होने से सिद्ध या शुद्ध श्रोर क्ंकलंक के होने से संसारो या 
अ्रशद्ध कहलाती है तथापि लनिइचय हृष्टि से सिद्ध और संसारी आत्मा के 
स्वरूप और गुरणों में समानता है। जसे निर्मल पानी झ्ोर मंले पानी सें 
मेल के न होने तथा होने को श्रपेक्षा से तो भ्रन्तर है परन्तु स्वभाव की 
झपेक्षा दोनों पानी के स्वभाव में समानता है। मेल से मिले रहने पर भी 
पानो मेल के स्वभाव रूप नहीं हो जाता। यदि हो जाता होता तो 
मेला पानी कभी भो निर्मल नहीं हो सकता था परन्तु बहु निर्मल होता 
देखा जाता है। 


(३) 


हसी प्रकार जेसे सिद्ध भगवान प्रपनी भिन्न सत्ता को सदा रखते हुए 
श्रपने स्वभाव में हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभ व कामविकार आदि रूप 
नहीं हैं, बसे हो यह अपने शरीर में तिष्ठी हुई श्रात्पमा भी श्रपनों भिन्‍त सत्ता 
को सदा रखतो हुई स्वभाव को भ्रपेक्षा श्रपने चेतन्य स्वभाव में हैं तथा 
क्रोधादि विकार रूप नहों है। तथा जेसे सिद्ध भगवान इस जगत में 
स्थित अन्य सर्व पदार्थों से श्रपनी सत्ता को भिन्‍न रखते हैं बसे यह अपनी 
शात्मा भी श्रन्य सर्व द्रव्पों से भिन्‍न है । 


यह जगत छ: जाति के घमृल व्रव्यों का समुदाय है | वे छः जाति के 
द्रव्य हैं--जोीव, पुदूगल, धर्म, झधमं, ग्राकाश श्रौर काल । इनमें जोव 
झौर पुद्गल अनंतानंत है, ध्ं, भ्रधर्म श्रोर श्राकाश एक-एक हैं तथा काल 
झसंख्यात हैं जो रत्नों की राशि के समान भिन्‍न-भिन्‍न रूप में श्राकाश के 
एक-एक प्रदेश पर रिथित है। इन छहों द्रव्यों में रूप, रस, गंध, स्पर्श गुरण 
को धरने वाला मात्र पुद्गल द्रव्य है भ्रन्य पांचों नहीं इसीलिए पांच द्रव्य 
झमूृतिक श्र पुद्गल मृतिक है। इन छाहों की सत्ता स्वतः सिद्ध है । 


हम श्रपने हो भीतर यदि देखें तो चेतनात्यक (ज्ञाता दृष्टा) क्रिया 
का कर्त्ता जीव स्वयं कलकता है तथा ऐसा प्रत्यक्ष मालूम होता ही है कि 
शरीर, बतंन श्रादि अश्रचेतन जड़ पदार्थ पुद्गल है श्रर्थात्‌ जीव श्रौर 
पुदुगल की प्रगटता हम सबको हो रही है। ये दोनों इस जगत में चार 
काम करते पाये जाते हैं--(१) गमन करना, (२) गमन से रुक जाना, 
(३) परिशसन करते रहना भ्र्थात्‌ श्रवस्था से शभ्रवस्थान्तर रूप होना तथा 
(४) अवकाश पाना । हर एक काम के लिए उपादन और निमित्त 
कारण को जरूरत होती है जंसे मिट्टी के घड़े के लिए उपादान या मूल 
कारण्ण तो वह भिट्टी हे जिससे घड़ा बना है तथा निम्चित्तकारण कुम्हार 
का चाक, पानो झादि है। रोटी बनने के लिए उपादान कारण गेहूं है जब 
कि निमित्त कारण अग्नि, तवा, बेलन झ्रादि है। इन दोनों में से यदि एक 
कारण न हो तो कार्य कभी नहीं हो सकता। इस न्याय से जो चार 
क्रियायें जीव झौर पुदुगल कर रहे हैं उतके लिए भी उपादान व निमित्त 


(४) 


कारण चाहिए, उपादान कारण तोवे स्वयं हो हैं श्रोर उनके लिए 
निमित्तकारण के रूप में ये दूसरे चार द्रव्य भी इस जगत में झ्रपनी सत्ता 
रखते है। गमन में सहकारी धर्मंद्रव्व, स्थिति में सहकारी श्रधमंद्रव्प, 
परिर्ममन में सहकारो कालद्रब्य तथा अवकाश देने में सहकारी श्राकाश 
द्रव्य है। इन छाहों द्रव्यों के समुदाय का नाम ही यह जगत है । 


ये छहों द्रव्य सतु रूप पदार्थ है। जो-जो सत्रूप वस्तुएं होती हैं 
उनका आदि भ्रोर अन्त नहीं होता । यह नियम है कि सत्‌ का विनाश 
और ग्रसत्‌ का उत्पाद नहीं होता । यह बात प्रत्यक्ष प्रगट भी है । हम 
जब किसी श्रवस्था का होना देखते है तब यही भरूलकता है कि वह 
श्रवस्था अ्रन्य किसी श्रवस्था के स्थान पर हुई है तथा जब किसी श्रवस्था 
का बिगड़ना देखते है तब यहो माल्रम होता है कि यह श्रवस्था बिगड़ 
कर दूसरो शभ्रवस्था पंदा हुई है। जगत में वस्तुओं की श्रवस्थाएं ही 
बिगड़ती और बनती है श्रर्थात्‌ बदलती हैं किन्तु मूल वस्तुएं सदा बनी 
रहती हैं। जंसे दस तोले सुवरण से हमने एक जंजीर या कंठी बनाई। थोड़े 
दिन पीछे कंठी तोड़कर उसी सुबरं के दो भुजबन्द बना डाले। फिर 
कुछ काल बाद उन भुजबन्दों को भी तोड़ कर दो कड़े बना डाले श्रौर कुछ 
समय पोछे उनको भी तोड़ कर एक कर्घनी बना डाली । इस तरह सुबर्खं 
को अ्रवस्थाएं तो बिगड़ीं श्लोर बनों परन्तु मुल सुबर्ण जो दस तोला था वह 
अपनी सब अवस्थाओं में उतना ही बना रहा (यह बात दूसरी है कि दो 
चार रत्तो खिरकर कहीं गिर पड़ गया हो) तथा जंसा सुवरां था बसा ही 
वह बना रहा श्र्थात्‌ जो गुण सुवरां में थे वे उसमें बराबर बने रहे । 


इसी प्रकार जड़ परमाणुओं के मिलने से आत्मा के रहने का स्थान शरोर 
बनता है तथा जब जड़ परमाणु शिथिल हो बिखरने लगते हैं तब शरीर 
रूपी घर बिगड़ कर उसकी या उसमें के परमाणुझं को दूसरी अ्रवस्था हो 
जाती है परन्तु शरीर रूपी घर के बनने और बिगड़ने पर भी मूल वस्तु 
परमाणु न बनते हे और न नष्ट होते हे। ऐसे ही श्रात्मा पहिले किसी श्रन्य 
देह में थो, वहाँ से दूसरों देह में गई तथा जब व॒ह देह बिगड़ी, तब तोसरी 


(४५) 


वेह में गई । इन छोटे-बड़े शरोरों के कारण यद्यपि भ्रात्मा को श्राकार 
रूप भ्रवसस्‍्था तो बदली पर झात्मा न जन्मी, न मरी, न उसका कोई खंड 
हुआ भोर न उसमें कुछ श्राकर मिला । जैसे दीपक का प्रकाश छोटे स्थान 
में थोड़ा फैलता है व बड़े स्थान में वही ज्यादा फेल जाता है और यदि 
उसे फिर छोटे पात्र में रख दें तो बह फिर संकुचित हो जाता हैं बंसे ही 
यह आत्मा छोटो देह में संकुचित होकर छोटी और बड़ी देह में फंल 
कर बड़ी हो जाती है । 


इस ऊपर कहे हेतु से यह सिद्धान्त सिद्ध है कि जो उत्पाद व्यय श्र 
ध्रोष्य रूप हो उसे सत्‌ कहते हैं श्र्थात्‌ जो सत्‌ रूप वस्तु है वह अपने 
स्वरूप व गुरणों की श्रपेक्षा सदा रहती है ग्रतः ध्रौष्य रूप है परन्तु भ्रवस्थाओं 
को श्रपेक्षा सदा बनती बिगड़ती रहती हे अ्रतः उत्पाद और व्यय रूप 
है। ये तीन बातें हर समय हर द्रव्य में पाई जाती है। कल सवेरे हमने 
जिस झ्राम के फल को बिलकुल हरा देखा था श्राज सबेरे हम उसे कुछ 
पोला पा रहे है। हरे से पीले होने रूप उसकी यह भ्रवस्था हर समय धोरे- 
धोरे हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम ही हरे से पीलापन हो गया हो श्रौर 
इस तरह यद्यपि समय-समय बह श्रवस्था पलटो है तथापि वर्ण गुर तो 
सदा ही रहा है झ्लौर उसका अ्राधार जो गुरणी रूप आम के परमाणु है वे 
भी सदा ही रहे हैं । 


छः द्रव्पों में जीव झोर पुद्गल को छोड़ कर चार में सदा स्वभाव रूप 
शुद्ध परिणमन ही होता है । शुद्ध जीवों में भी ऐसा ही स्वभाव रूप शुद्ध 
परिणमन होता है। शुद्ध पदार्थों में किसो दूतरी विकारक वस्तु के निमित्त 
के बिना कोई विकार रूप अवस्था नहों हझेती जसे शुद्ध निर्मेल पानी में 
तरंगें तो उठती हैं पर थे सब निर्मल रूप हो उठती है। श्रशुद्ध द्रव्यों में 
निभित्त न॑भित्तिक सम्बन्ध से विकार रूप प्रवस्थायें पलटती है जंसे हरे, 
पीले, लाल डांक के सम्बन्ध से ही स्फटिक मरिण के पाथाण में हरे, पीले, 
लाल रूप विकार होते हे एवं संसार श्रवस्था में कार्माणा रूपी सुक्ष्म बेह 
सहित जोव के ज्ञानोपयोग में मोह कर्म के उदय से ही क्रोध, मान, साया, 


(६) 


लोभ, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, घृरणा व काम ग्रादि विकार भल- 
कते हूं । यदि स्कटिक पाषारण को हरे, पीले, लाल डांक का निमित्त न 
मिले तो वह निर्मल कांतियुकत दबेत रूप ही ऋलके, ऐसे ही यदि इस 
आत्मा को जड रूप मोह कर्म के डउदप का निभित्त न हो तो यह निर्मल 
ज्ञान दर्शन उपयोगमयी ही कलके। कपोकि जेड पदार्थों से हम अवस्था 
का पलटना प्रत्यक्ष देखते हैं, इसो से यह अनुमानित होता है कि यह 
परिणशमन करना हर एक द्रव्य का स्वभाव हो है शहर इसी श्रनुमानत से 
शुद्ध दरव्यो में उनको अवस्था का स्वभाव रूप पलदना अनुमानित किया 
जाता है । 


इसी उत्पाद व्यय प्रौव्य रूप सत्‌ के धिद्वान्त के भ्रमुतार यह सिद्ध 
है कि यह जगत अनादि अनन्त और अकृशत्रिम है, न इसका कोई रचने 
वाला है और न कोई नाश करने वाला है । अ्रवस्थाओं की जो रखना व 
विनाश जगत के द्रव्यों मे होता है उसमे मूल उवादान कारण तो वे 
आप ही हैं और निमित कारण सब के लिए यद्यपि कालदव्य हे तथापि 
विभाव रूप परिरसने वाले जीव और पुद्गलों के लिए श्रन्य पुदूगल ग्रोर 
जोव भी निमित्त हैं भ्र्वात्‌ जीवों के क्रोधादि भाव होने में पुृर्वंबद्ध भोह 
रूप पुद्गलकर्म का उदध निमित्त हेँ तथा पुदगल कर्म बर्गरगा के ज्ञाना- 
वररसणादि आठ कर्म रूप परिशमत करते मे जीव का राग देष मोह 
परिणाम निमित्त हे । पुद्गलों के परमाणु व स्कधरूप होने मे परस्पर 
पुदगल ही निमित्त है जेसे जल को भाष बताने से पुदुगल को गर्मा 
नि्भित्त है, भाष को सेघ बनाने में पवन की ठंडक निमित्त हे, सेघ को 
फिर से जल बनाने में पुदूगल की गर्मी निर्मित्त हें, किनारे को मिट्टी 
बहाकर ले जाने में नदी का पानी निर्मित्त हें तथा उसी भिट्टी के किसी 
स्थाव पर जमकर पृथ्वी रूप बन जाने में पानी का उस स्थान में रुकना 
निमित्त हु--इस प्रकार पुद्गलों में बहुत सो झ्रवस्थाएं परस्पर एक-दूसरे 
के द्वारा होती रहती है। किन्‍्हीं-किन्हीं स्कंधों के बनने बिगड़ने में जीव 
भी नि्श्तति होते हे ज॑से मिट्टी से घ८ व मकान बनाने, धातुश्रों से बतंन 
बनाने व श्रक्न से रसोई बनाने श्रादि कार्यों में जीवों के योग श्रौर उपयोग 


(७) 


का परिरमन निमित्त होता हैं। (स्मररण रहे कि इस तरह योग और 
उपयोग का परिशप्तन केवल उन्हों जीवों में होता है जिनके साथ कर्मों 
का सम्बन्ध है, शुद्ध जीवों में नहीं होता ।) 


जगत के भीतर क्रिया होने की ऐथो ही व्यवस्था है। 


सुख और दुःख जो जीवों को होता है उसमे भी पुण्प और पाप कर्म 
का उदय निभित्त होता है। पुण्य और पाप कर्म के फल काल में यह जी5 
राग हेब मोह करता है और इसी से खुल दुःख का अनुभव करता है। 
पुण्य के उदय से उत्तम गति मे गसन व उत्तम सामग्रियों का लाभ और 
पाप के उदय से दुर्गंति में गमन व बुरी साम्रप्रियों का लाभ होता है। 
पुद्गल कर्मो में अद्भुत शक्तियों है । जेसे मन्त्रतादी हारा पढ़े हुए मन्त्रों के 
प्रभाव से (जो प्रदाथ किसे देव या दानव का नहीं किन्तु शब्दों की 
श्रचिन्त्य शक्ति का होता है) दूर देश सें तिप्ठे हुए मनुष्पों का सन क्षोभित 
हो जाता है ओर वे (िचकर पास था जाते है तथा जड़ पदार्थ भी दूर से 
खिचे चले आते है बसे ही कर्मों के उदय के प्रभाव से जीव किसी गति में 
स्वयं चला जाता है और नाना प्रकार की सामग्री वहाँ झिच कर इकट्ठो हो 
जाती है। जिस तरह नशे के बेग में मनुष्य न चाहते हुए भी कभी लुढ़कता- 
पुढ़कता है और कमो कुछ कुछ बकता व रोता है उरी तरह कर्नों के 
फल का प्रभाव भी जानता चाहिए। पुदुगन (जड़) में प्रपूर्व शक्तियां है' 
यह बात श्राजब ल के वेज्ञानिकों ने भो हवाई घिमान व बेतार का तार 
चलाकर प्रत्यक्ष प्रगट कर दिखाई है । 


जीव झोर पुदूगलकर्म का अनादि काल से संयोग संबंध होने के कारर 
ही यह ब्ाात्मा श्रशुद्ध श्रवस्था सें परिरशामन कर रही है प्रौर इसमें राग, 
हष, क्रोध, सात, माया व लोभ वर्तत कर रहे है। इसी पुद्गल कम के 
संबं; से ही इस जीव में हुर समय शुभाषयोग तथा अशुभोपयोग की कभो 
मनन्‍्द व कभो तो प्राकुलतायें हुम्ला करती हैं। मोह कर्म के संबंध हो के 
कारण संसारी प्राणी की बुद्धि में जीच भ्रौर पुदूगल की भिन्नता नहीं ऋल- 
कतो जिससे बहु क्रोध, मान, साया, लोभ को हो प्लात्मा का स्वभाव 


(८) 


समभता है तथा सुख और शांति जो श्रात्मा का स्वभाव है उत्तका श्रनुभव 
नहों करता । पृद्गल के स्वमाव को अ्पता स्वभाव समभना हो सिथ्या- 
त्व है। इसी मिथ्या भ्रम बुद्धि के कारण यह जीव श्रथने स्वरूप को 
नहीं पहचानता और अपनी आत्मा से भिन्‍न पर पदार्थों को तथा जगत के 
इन्द्रिय विषय सम्बन्धित पदार्थों को अपना इष्ट समक कर उनसे मोह करता 
है जिससे राग-हेष की इसके तोब्रता रहती है। इसी तीव्रता के कारण 
यह जोब बड़व कर्मों का बंच करता है तथा उन कर्मों के फल से इस 
संसार में एक गति से दूसरी गति में भ्रमणा करता हुआ इष्ट-वियोग और 
ग्रनिष्ट संयोग आदि रूप नाना प्रकार के शारोरिक तथा मानसिक दुःखों 
को भोगता है। 


कहने का तात्पयं यह है कि आत्वा का जो स्वभाव है वह इन कर्मों 
के सम्बन्ध से प्रकट नही हो रहा है और इसमे झ्रात्मा को शोभा नहो है । 
वास्तव में हर एक वस्तु अपने स्वभाव में रहती हुई हो शोभा को प्राप्त 
होती है। सुबरणं झौर मरिग को शोमा भी उनकी शुद्धता तथा निर्दोद्रता में 
हो है, मेला सुबर्ण तथा दोदी सरिंग कभो भी शोभा को प्राप्त नहीं होते । 
इसी कारण गझ्ननेकों तीथंकर, चक्रवर्तो महाराजा व सेठ ग्र/दि विद्या रशील 
पुरुषों ने अपनों झआत्या को शुद्ध करने श्रर्थात्‌ कर्मो से मुक्त करने का 
उपाय किया और शात्म-शअ्षद्धान, ज्ञान तथा झाचररा स्वरूप आत्यानुभव 
व आात्मज्ञान का आलम्बन लेकर सर्व कर्नों से रहित हो शुद्ध श्रवस्था 
का लाभ किया तथा सदा के लिए भवश्नमण, सांसारिक दुःखजाल, कर्ं- 
बंधन ओर रागादि दोषों से मुक्ति प्राप्त करके अपने श्रात्मिक ग्रानन्‍न्द के 
निरन्तर भोग का उदय पा लिया ब्रर्थात्‌ परमात्न भ्रवस्था के पश्रनुपम 
पद को प्राप्त कर लिया; भ्रनेक ऋषियों ने इसी मार्ग को आत्ता के सुख 
का उपाय जान कर इस पर चलने का उपदेश भव्य आत्माग्रों को दिया। 
परमयोगी श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी इसी हेतु यह उद्यम बांधा है । 


आत्म-स्वरूप समक में श्रा जाये और उसमें अ्रपनी श्रद्धा जम 
जाये-इसका सबसे सुगम उपाय यह है कि श्रात्मा के मुख्य लक्षण तथा 


(६) 


गुसखों को समझा जाय । प्रात्मा सें जितने विशेष गुर हैं उनमें ज्ञान, 
शांति शौर प्ाननन्‍्द ये तीन पभ्रतिशय जरूरी हैं। इन तोन गुरों का 
निश्चय हो जाने से श्रात्मा का श्रद्धान व ज्ञान हो जाता है। 
यदि कोई शांति से विचार करे तो उसको इन तीनों गुरों का श्रनु- 
भव हो जाये । चेतना का काम जो जाननपना है सो तो प्रत्यक्ष प्रगट 
ही है। शांति भ्रात्मा का स्वभाव है” इसका निश्चय इस श्रनुमान से 
होता है कि चेतना की निर्मंलता और शांति का एक साथ रहना व काम 
करना संभव है जब कि ज्ञांति से उल्टे क्रोध का ज्ञान फे साथ रहना ज्ञान 
के कार्य में बाधक है। क्रोध शान को भ्रविचार कर देता है। क्रोध की 
अवस्था में ज्ञान का मनन नहीं होता जबकि क्रोध के अ्रभाव भ्रर्थात्‌ शांति 
में होता है। क्रोध के होने पर शरीर भो शअ्रसुन्दर व प्रसुहावना लगता है 
जबकि शांति के होने पर असुंदर शरीर भी सुहावना लगता है ब्रत: इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि झ्ञांति झ्रात्मा का स्वभाव है। इसी 
तरह श्रातनद भो झ्ात्मा का स्वभाव है। यदि ऐसा न होता तो परमात्मा 
के शरोरादि के न रहते हुये भी भ्रनन्‍्त सुख नहीं कह सकते थे। जब श्रात्मा 
ग्रपने स्वरूप के सच्चे ज्ञान के साथ इतनी ज्ञांति रखता है कि उपयोग 
को आत्मा से बाहर नहीं जाने देता तब इसे स्वयं श्रानन्द का अ्रनुभव हो 
जाता है। जहाँ ज्ञान श्रोर शांति होती है वहाँ सुत्ष भी भ्रवश्य पाया 
जाता है यह बात्त प्रात्मानुभवी भली प्रकार जानते है। संसार में सुख 
इन्द्रियजनित है या श्रतोन्द्रिय है। परोपकारो पुरुषों को श्रपने स्वार्थ के 
बिना दूसरे का उपकार करते हुए जो सुख सालूम होता है वह सुख मोह 
के घटने से प्रगट होता है--यही प्नतीन्द्रिय सुख का चिन्ह है। थोड़े 
दिन प्रात्मा के भ्रभ्यास से ऐसा भ्च्छी तरह अनुभव हो जाता है कि 
ज्ञान, ज्ञांति भौर सुख झ्ात्मा में ही है । 


झात्मा व पुदगल शआ्रादि सर्व ही द्रवयों में इतने गुरा हैं कि उनका 
शान सिवाय स्वश के दूसरों को नहों हो सकता। जो श्रल्पशानों 
हैं थे पदार्थों के थोड़े से गुण जान कर एक वस्तु को दूसरे से 
भिन्न जान सकते हैं। प्वगल, धर्म, श्रधमं, श्राकाश व काल से 


( १० ) 


झ्रात्मा को भिन्‍न पहिचानने के लिए यह जानना जरूरो है कि यह 
ग्रात्मा चेतन्य-स्वरूप, शांतिमय श्रर्थात्‌ क्रोधादि विकार रहित, भाननन्‍्व- 
मयोी, प्रमुतिक श्रोर श्रपने श्रसंखु्यात प्रदेशों को रखते हुये भी शरीर 
में स्थित शरीराकार है। परमात्मा सिद्ध भगवान जेसे निर्मल, निरंजन 
व निविकार है बसी हो हमारे शरीर में विराजमान प्रात्मा भी है । जंसा 
कि श्री देवसेन झ्राचाये ने तत्त्वसार में कहा है-- 


गाथा-जस्स ण कोहो माणो माया लोहो य सल्‍ल लेस्साओ | 

जाइजरामरणं विय णिरंजणों सो अहं भणिओ ॥।१४६।। 
णत्थि कला संठाणं मग्गण गुणठाण जीवठाणाईं । 

णइ लद्धि बंधठाणा णोदयठाणाइया केई ॥३२०॥। 
फास रस रूव गंधा सहादीया य जस्स णत्थि पूणो । 
सुद्धों चेयणभावों णिरंजणो सो अहं भणिओ ।।२१॥ 
मलरहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिसओ देहत्यो परमो बंभो मुणयव्वों ॥२६।। 
णोकम्मकम्मरहिओ केवलणाणाइगु णसमिद्धो जो । 

सोहं सिद्धों सुद्धों णिच्चों एक्‍्को णिरालंबों ॥२७॥। 
सिद्धोहें सुद्धोहंं अगंतणाणाइगणस भिद्धोहं । 
देहपमाण्ये णिच्चों अपंखदेसों अमुत्तो य ॥२८॥ 


भावाथे-जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न 
शल्य है, न लेश्या है, न जन्म है, न जरा है, न मररा है और जो निरंजन 
कहा गया है वही में हूं । जिसके न श्रोदारिकादि पाँच शरीर हैं, न सम- 
चतुरस्रादि छह संस्थान है, न गति इंद्रिय श्रादि चौदह मार्गरा हैं, न मिथ्या- 
त्वादि चौदह गुणस्थान है, न जीवस्थान भ्रर्थात्‌ एकेन्द्रियादि चौवह जोब 
समास हैं, न कर्मों के क्षयोपश्मम से होने वाले लब्धिस्थान हैं, न कर्सों के 
बंधस्थान हैं, न कोई उदयस्थान हैं, न जिसके कोई स्पश्ं, रस, गंध, वर्ण व 


(११ ) 


शब्द भादि है परन्तु जो शुद्ध चेतन्य स्वरूप है वही निरंजन में हूं। कर्मादि 
मल से रहित, शानमयो झोर सिद्धक्षेत्र में निवास करने वाले सिद्ध भगवान 
जैसे हैं बंसा ही मेरी देह में स्थित परमन्नह्न को समझना चाहिये । नोकमं 
झोर कम से रहित, केवलशानादि गुरणों से पूर्ण, शुद्ध, श्रविनाशी, एक, 
झालस्वनरहित श्रोर स्वाधीन सिद्ध भगवान जो हैं सो ही में हूं । मै हो 
सिद्ध हूं, में हो शुद्ध हूं, प्ननन्तजञानादि गुरणों से परिपूरां हूं, भ्रमृ्तोक हूं, 
नित्य हूं, भ्रसंख्यात प्रदेशी हूं श्रोर देह प्रमारा हू “इस तरह श्रपनी श्रात्मा 
को वस्सु स्वरूप की श्रपेक्षा सिद्ध के समान जानना चांहिये । 


इस संसारी श्रात्मा के जो गति, हंद्रिय झ्रादि होती हैं व मिश्यांत्व से 
लेकर भ्रयोगी गुरास्थान परयन्त गुरणों को जो श्रेरिषयाँ होती हैं श्रथवा परि- 
णासों की जो झनेक भ्रवस्थाएं होतो हैं उन सबका कारण कर्मों का विकार 
है श्र्थात्‌ कर्मों का तोत् या मंद उदय है इसोलिए ये सब श्रवस्थाएं श्रात्मा 
के स्वभावरूप हैं ऐसा नहीं कह सकते। जंसे सिद्धों के गुणस्थानादि नहीं 
हैं बसे ही स्वरूप को श्रपेक्षा इस झ्लात्मा के भी नहों है। नि३चय के ज्ञाता 
भ्री श्रमृतचन्द्र श्राचाय ने भो ऐसा ही कहा है-- 


श्लोक :--- 
वर्णाद्य वा रागमोहादयो वा भिन्‍ना भावाः सर्व॑ एवास्य पंसः । 
लैंनेवान्तस्तत्त्वतः पश्यतो5 मी नो दष्टाः स्थ॒द ष्टसेक पर स्थात ॥।५ 


वर्णादिसामग्रयसिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुदगलस्य। 
ततो5स्त्विदं पुदूगल एवं नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततो5न्यः ॥॥७ 


सावाथ-...बरां, रस, गंध, स्पर्शादि भाव या राग, हेष, मोहादि भाव- 
ये सब इस भ्ात्मा से भिन्न भाव हैं इसी काररा जब तस्त्वदृष्टि से या निश्चय 
नय से प्न्तरंग में देखते हैं तो ये कोई भी नहीं दीरूते, वहाँ तो केवल एक 
उत्कृष्ट भार्मा ही दीखता है। ये बर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यन्त 
जितनो भो सामग्रो है उसको रचना पुद्नल के द्वारा होती है इसोलिए यह 


( १२ ) 


सब पुद्दल ही है, भ्रात्मा नहों है। ओर क्योंकि पझ्रात्मा विशानधन है श्रतः 
इनसे प्रन्य है । 


जल में जाहे एक करिका मांत्र भी रंग हो पर वह रंग जल का नहीं 
किन्तु रंग का ही होता है, इसी तरह शात्मा में मी यदि कुछ भो प्रति 
सूक्ष्म मी विकार हो तो वह विकार पुद्ल का हो होता है, प्रात्मा का 
नहों-ऐसा जानकर जिसने झ्रपनी झ्ाात्मा को प्रन्य झात्माओरों से, पुदगलादि 
पाँच द्रव्यों से व कर्मोदय के निमित्त से होने वाले समस्त विकारों से भिस्म, 
परम शुद्ध व सिद्ध समान जाना है तथा भ्रात्मा के सिवाय भन्य जो कुछ 
अनात्मा या पर है उसको प्रनात्सा या पररूप से जाना है प्र्यात्‌ पुदगल के 
गुर पर्यायों को पुदगल रूप तथा धर्म, प्रधर्म, श्राकाश श्ौर काल को उनके 
श्रसली स्वरूप रूप जानकर बसा हो निदचय किया है उसको सस्यरहृष्टि, 
तत्त्वज्ञानी या महात्मा कहते हैं। उसके भेद शास रूपी कला श्रर्थात्‌ ऐसी 
चतुराई प्रगट होती है कि पुद्गल मिश्चित श्रात्मा को दूध व पानी के 
समान मिला देख कर भी विचार व पुरुषार्थ के बल से वह पश्रांत्मा को 
ग्रात्मा रूप और पुद्गल को पृदूगल रूप देख लेता है। इसी भेद ज्ञान के 
बल से वह ज्ञानी अपने उपयोग को शुद्ध झ्ात्सा के अनुभव में जोड़ने का 
भ्र्थात्‌ आत्मध्यान करने का अभ्यास करता जाता है, उस प्रस्यास 
से उसके कम मल कटते रहते हैं भोर एक दिन वह भ्रक्षय झनंत केणल 
ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। प्ररहंत होकर भप्रायु प्रमाण जोवन्मुक्त 
ग्रवस्था में वह रहता है भ्रौर फिर श्रंत में सर्व पुदगलों से रहित हो परम 
शुद्ध सिद्ध भगवान हो जाता है। यहाँ श्री पूृज्यपाद स्वामी ने ऐसी सिद्ध 
ग्रात्मा को ही नमस्कार किया है। यहाँ 'केवल ज्ञान प्रगट हो गया' ऐसा 
कहने से केवल दर्शन, भ्रनन्त वोयें, धनंत सुल्ष एवं क्षायिक सम्यक्त्वादि 
उन सर्व गुरणों की प्रकटता भी समझ लेनी चाहिये जो उस दशा में 
केवल ज्ञान के साथ प्रकट हो जाते हैं । 


सबसे पहले श्ररहंत को नमस्कार न करके सिद्ध भगवान को जो 
नमस्कार किया गया है उसका भाव यही है कि पृज्यपाद महाराज को सिद्ध 


( १३ ) 


ह्वरूप को प्राप्ति की अतिदाय भावना है। यह लोक का नियम है कि जो 
जिस गुर का प्रर्भी है वह उस गुर वाले को विनय करता है जेसे धनुष 
विद्या सीखने का भ्र्थों धनुष बिच्या विशारद की सेवा करता है। नमस्कार 
के दो भेद हैं--एक द्रव्य नमस्कार, दूसरा भाव नससस्‍्कार। जिसको 
नमस्कार किया जाय उसके गुरों में प्रपने उपयोग को जोड़ना सो भाव 
नमस्कार है तथा उसकी प्रकटता वचन व काय से करना सो द्रव्यनमस्कार 
है। यहाँ प्रनुभव के अ्र्थो भ्राचायं ने बचनों से इलोक पढ़ते हुये थ प्रंग 
को नमाते हुये सिद्धों के गुरणों में उपयोग को लगाकर जो श्रात्मानुमय 
प्राप्त किया व श्पूर्व सुख शांति का लाभ किया सो हो भाव नमस्कार 
है । इस इलोक में भ्राधे पद से सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताया 
गया है भ्रौर दूसरे भ्राथे पद से उसका फल बताया गया है। 


दूसर श्लोक की उत्थानिका--इस तरह कहे हुये सिद्ध स्वरूप का 
ब उसकी प्राप्ति के उपाय का उथदेश करने वाले जो सकलात्मा श्रर्थात्‌ 
शरीर सहित प्ररहंत परमेष्ठी हैं उनकी स्तुति करते हुए भरी पृज्यपाद 
भगवान कहते हैं :-- 


श्लोक--जयन्ति यस्याउवदतो5पि भारती 
विभूतयस्ती थ॑ तो5प्यनीहितुः । 
शिवाय धाज्र सुगताय विष्णवे 
जिनाय तस्मे सकलात्मनेनमः ।।२।। 


अन्वयारथं--(प्रवदतः झ्रषि) तालु श्रोष्ठ से हम लोगों के समान न 
बोलते हुये भी (श्रनोहितुः झ्रपि) तथा किसी प्रकार को इच्छा न रखते 
हुये भी (यस्य) जिस (तोर्थक्ृतः) तीर्थंकर की (भारतीविमृतयः) वाणी 
रूपी विभूतियाँ (जयन्ति) जयबन्त हू (तस्मे) उस (शिवाय) परम कल्याण - 
मयी, (धाश्रे) सन्‍्मार्गोपदेशक, (सुगताय) सम्यग्ज्ञान रूप, (विष्णवे) ज्ञाना- 
पेक्षा सर्वध्यापक व (जिनाय) कर्मों को जीतने वाले (सकलात्मने) सकल 
परमात्मा प्रर्थात्‌ श्रहूंत को (नमः) नमस्कार हो । 


( १४ ) 


भावाथं-...यहाँ पर प्राचार्य देव ने दिगस्वराम्ताय के अनुसार शरौर 
सहिंत केवल ज्ञानी अ्रहेत का स्वरूप बतलाया है। उसमें पहले यह जताया 
है कि वे भ्रहत हम लोगों के समान तालु झोष्ठ से नहीं बोलते किन्तु 
उनकी दिध्य ध्वनि मेध की गजंना के समान झ्ननक्षरों होतो है, उसमें 
किसी भाषा के ग्रक्षर नहीं होते । भ्ररहंत के मोह का सर्वया नाश हो मया 
हैं इसीलिए 'में वचन बोल! इत्यादि किसी भी प्रकार की इच्छा कंरके 
उनके वचन नहीं निकलते, भ्रतः उनको इच्छा रहित भी कहा है। प्रहंत 
झपने स्वरूप में तन्‍्मय हे, उनके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान नहों है तथा हमारे 
समान उनके भी विचार विकल्प होवें यह बात भी वहाँ सम्भव नहोीं है । 
बिना इच्छा के ध्वनि का निकलना सम्मव भी है। हम लोगों को भी 
इस बात का अनुभव है कि जिस पाठ को हमको पढ़ने की श्रादत हुभा 
करतो है वह पाठ श्रपना उपग्रोग दूसरो तरफ होने पर भी हमारे मुख से 
निकल जाया करता है तथा सोते हुये बहुत से लोगों के मुख से भी बिना 
इच्छा के वचन निकल जाया करते हूँ श्रौर ये बचन प्रायः बसे ही होते है 
जिन्हें बोलने का प्रभ्यास रहा करता है। हमारे शरौोर में भी बहुत सी 
क्रियाएं हमारो इच्छा बिना हुआ करती हे जेसे श्रांखों का फड़कना, सिर 
में दर्द हो जाना, छातो का धड़कना, जम्हाइयों का श्राना और प्रम्पस्त 
सार्ग पर चलते हुए बिना इच्छा के ही पेरों का स्वयं उठकर चलते जाना। 
जैसे हम लोगों को बहुत सी वचन व काय की क्रियाएं बिना इच्छा के हो 
जातो हूँ बसे ही केवली मगवान को मी वचन प्रवृत्ति भ्रर्यात्‌ दिव्य ध्वनि 
तथा उनका विहार आदि बिना इच्छा के हो जाता है। 
विक्रम संवत्‌ ४६ के लगभग होने वाले परम झनुमवी, तरवज्ञानी 
झोर वीतरागी योगीश्वर श्री कुंदकूंद महाराज ने अपने भरी प्रवलनसार 
ग्रन्थ में नीचे लिखी गाथा से भी यही बात कही है :-- 


गाथा-ठाण णिसेज्ज विहारा धम्मुवदेसो य णियदयो तेसि । 
अरहंताणं काले मायाचारो व्व इत्यीणं ॥॥४४।॥। 


भावाथं--केवलियों के शुद्धात्मतत्त्व से विपरीत मोहनौय कर्म के उदंय 


( १५ ) 


का कार्य जो इच्छा, उत्तका श्रमाव है इसी लिये उनके खड़ा होना, बेठना, 
बिहार व धर्मोपदेश श्रादि सब क्रियाएं स्वभाव से बिना इच्छा के बसे हो 


होती हूं जंधे स्त्रियों के मायाचार अथवा मेघों का घूमना, गरजना व 
बरसना भ्रादि स्वभाव से हो होता है । 


श्री नियमसार जो में भी स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य ने ऐसा कहा है--- 


गाथा-ठाण णिसेज्ज विहारा ईहापुव्वं ग होइ केत्रलिणो । 
तम्हा॒ ण होइ बंधो ताकटठ सोहनीयस्स ॥१७४।। 


भावाथं--लड़े होना, बेठना, व विहार श्रादि केवली भगवान के इच्धा 
पूर्वक नहीं होते इसोलिए उन्हें बंधन नहीं है; मोही जीब के हो इन्द्रिय 
विधयों के प्रयोजन सहित होने से बंध होता है । 


प्रइन यह होता है कि बिना इच्छा के वारपों खिरती क्‍यों है ? इपका 
समाध्रान यह है कि झरहंत के ऐसे कर्मों का उदय है जिससे उनके वचन व 
काय योग चलता है तथा उनका इस रूप बर्तन होने में निमित्त कारण भव्य 
जीवों के पुण्य का उदय है। जंसे पृण्यवात्‌ किसानों के खेतों में ही मेघों के 
ऊपर श्रा जाने से वर्षा होतो है, श्रयृग्यवानों के खेतों में नहीं, चाहे उनके 
खेत निकट ही क्‍यों न हों, बसे हो पुण्यवान जीवों के देशों में तोथंकर का 
बिहार होता है और उन्हें ही उतकोी दिव्य धवनि का लाभ होता है। 
जगत में बहुत से कार्य परस्पर नि्मित्त से होते हें जेसे सूर्य के उदय से 
कमलों का खिल जाना, चन्द्रकला को वृद्धि से समुद्र को बृद्धि होना, सत 
की उदासोनता से शरीर का बलहोन हो जाना, श्ररित के निसित्त से भोजन 
का पक जाना, उष्णता के सम्बन्ध से जल का भाव हो जाना और ग्राम्र 
ब॒क्ष के निभित से कोयल का बोलना आदि । ऐपे ही भव्य जोबों के पण्य 
कर्म के बल से वारगी खिर जाती है । 


इसो प्रकार बहुधा देखा जाता है कि किसी सभा में जेसे श्रोता होते 
है बसा ही व्याख्यान वक्ता के हारा हो जाता है, श्रोताओं के निमित्त से 
बकता का वचन धारावाही निकला चला जाता है। वक्ता के ऐसे व्यात्यानों 


( १६ ) 


में यद्यपि उसके बुद्धि बल को प्रेरणा होती है तथापि बहुत सी वचन वर्ग- 
णायें श्रोताओं के सम्बन्ध से स्वयं निकल पड़ती हें । इसी तरह श्रहंत को 
बारणी भो मेघध्वनि के समान निकल कर उनके झतिशय के प्रभाव से 
श्रोताओं की भाषा के भ्रनुकूल परिणामन कर जाती हूँ जिससे भिन्न-भिन्‍्त 
देशों के मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि सब अपनी-अपनी भाषा में उसे समझ 
लेते हें ग्नौर इसमें कुछ श्रसम्भव भो नहीं है । 


संसार समुद्र से तिरने का उपाय सो तीथ है अर्थात्‌ धर्म मार्ग को तीर्थ 
कहते हें श्लौर इस माग को जो फंलाते हे उनको तीथंकर कहते है, यह 
सामान्य ग्र्थ है । विशेष भाव यह है कि 'तीर्थकर' नाम की एक नाम कर्म 
की प्रकृति है, उसका उदय जिन महाप्रुषों के होता हूँ उनको ही तीर्थंकर 
कहते हें । यद्यपि सामान्य कक्‍ली भो धर्मोपदेश करते हे परन्तु वे तीथंकर 
इसीलिए नहीं कहलाते क्योंकि उनके नाम कर्म को तीथंकर प्रकृति का उदय 
नहीं होता । तीर्थंकर प्रकृति के उदय के निमित्त से हो इन्द्रादि देव तोर्थंकरों 
के समवशररा की रचना करते हे और धर्मोपदेश प्रचार के लिए बड़ी भारी 
बाहरी प्रभावना करते है। यहाँ पर तीयंकर शब्द कहने से स्वामी पृज्यपाद 
ने भ्रपनी भक्ति श्री ऋष मदेव से लेकर श्री महावोर स्वामों प्यंत चौबीस 
तोथंकरों में ही प्रगट की है । ऐसे तीर्थंकर को वारणो जयबंत हो' ऐसा कहने 
से क्राशीर्बाद सुचक मंगलाचररण क रके प्रन्यकर्ता ने अपनी हादिक विलय 
प्रस्तुत को है। (आचाय॑ श्री के हुदय का यह भो भाव है कि जिस जिन- 
बारी के प्रताप से हमको सिद्धों का व सिद्धस्वरूप को प्राप्ति के उपाय का 
ज्ञान हुआ तथा हमारा भ्रनादि कालीन मोह और अग्रज्ञान दूर होने के कारण 
स्वरूप का लाभ होने से हमें सुख शांति का अनुभव हुआ भ्रोर संसार से 
पार होने का गाढ़ निइुचचय हुआ, उस जिनवारगी का पठन-पाठन श्र सनन 
सदा हो सबक द्वारा होता रहे जिससे दूसरे नर-तारो भी अ्रंधकार से 
प्रकाश में श्रावे !) 


ऐसे तीयँकर को हो श्राचार्यदेव ने सच्चा शिव, सच्चा विधाता या ब्रह्मा, 
सच्चा सुगत या बुद्ध व सच्चा विष्णु कहा है। जगत सें कोई मनुष्य रत्न 


(१७ ) 


की भक्ति करक उसको शिव कहते हैं जंसा कि आजकल देखने में आ्राता 
है कि शिव के मकक्‍त शिवालयों में श्र्घा श्रौर पिड की सृति स्थापित कर 
के उसे शिव मान कर पूजते हें । यहाँ ग्राचार्य श्री ने यह बताया है कि 
जिसको स्वात्मा से उत्पन्न भ्रतीश्धिय आमन्द का लाभ हुआ है तथा जो 
परम सुखमयी मोक्षक सुख में वतंता है बही शिव है श्रौर क्योंकि यह बात 
तीर्थंकर भगवान ही में प्रगट होतो है इससे उन्हीं को यहाँ शिव माना है। 
जग के लोग जगत के रचने वाले किसी ब्रह्मा को विधाता कहकर पुजले 
हैं। श्राचाययं देव ने कहा है कि यह जगत तो श्रवादि अनंत अक्ृत्रिम है, 
इसका कोई रचने वाला नहीं परन्तु जिसने सर्व जनों के उद्धार के लिए 
सच्चा मोक्ष मार्ग बताया है वही इसका रक्षा कर्ता विधाता है और क्योंकि 
तीर्थंकर में यह गुर प्रगट है इसीलिए विधाता या ब्रह्मा तीथंकर भगवान 
ही हैं। बौद्धमती पदार्थ को सर्वधा क्षरि।क कहने वाले वस्त्रधारी गौतम बुद्ध 
को सुगत का नाम देकर पूजले हे । श्राचायय देव ने कहा है कि जब वस्तु 
सर्वथा क्षशिक नहीं किन्तु नित्यानित्यात्मक है प्रर्थात्‌ द्रव्य की अपेक्षा 
नित्य श्रौर पर्याय को श्रपेक्षा अ्रनित्य है तब बुद्ध यथा ज्ञाता नहीं हो 
सकते किन्तु तीर्थंकर भगवान ही यथार्थ ज्ञाता श्रर्थात्‌ सुगत हे । सु का 
श्र्थ होता है शोभालायक और गत का श्रर्थ होता है ज्ञान अर्थात्‌ जिसका 
ज्ञान शोभालायक हो उसे सुगत कहते है। श्रोर क्योंकि भगवान तोर्थंकर 
का ज्ञान ही सम्यर्ज्ञान होने के कारण शोभालायक है प्रतएव वे ही सच्चे 
सुगत हे । वष्णव लोग सर्वव्पधाधघक किसी पालनकर्त्ता ईइवर को विष्णु 
मानकर पूजते है तथा विष्णु मंदिरों में उनकी बस्त्राभूषशों से सुत्तज्जित 
एवं राधिका रानो को लिए हुए भूत बनाते हैं। अाचाय कहते हैं कि 
वहाँ सच्चा विष्णुपना नहीं है क्योंकि जो संसारी राजाओं की भाँति 
प्रजा का पालन करता है वह सच्चिदानन्दमयी पोगीश्वर तथा स्वात्मा- 
नुभवी, समदर्शों, वीतरागी; साक्षोभूत, निर्दिकार और कृतकृत्व नही हो 
सकता एवं गृहस्थ फी सूर्ति पररिणशारों मे बेराग्य मी नहीं ला सकती झत्त: 
विष्णु का यह स्वरूप ठोक नहीं हे । विष्ण तो सर्वब्यापषक को कहते हैं 
और क्योंकि केवलज्ञान सर्व ज्ञेत्रों को बानता हैं प्र्धात्‌ कोई भौ वस्तु 


( १८ ) 


केवलज्ञान के जानने से बाहर नहीं रहती अ्रतः केवलज्ञान ही सर्वव्यापक 
है और तीर्थंकर भगवान के वह केवलज्ञान विद्यमान है इस फाररा वे हो 
सर्वव्यापक श्रर्थात्‌ सच्चे विष्ण है । 


उल्लिखित सब संज्ञाश्रों के बाद श्राचाय श्री ने श्ररहंत भगवान को 
जिन की संज्ञा दो है। जो बेरियों को जीते उसे जिन कहते हैं। इस 
ग्रात्मा का सुरुष वेरी दर्शनमोह है तथा गौरपरूप से चारित्रमोह, ज्ञाना- 
वरसणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म बरी हैं। तीर्थंकर भगवान ने 
सबसे पहले चौथे गुरास्थान में दशंनमोह को जीता, फिर बारहवें गुरास्थान 
मे चारिब्रमोह को और तेरहवे में शेष घातिया कर्मों को भी जीत लिया 
झ्रतः श्रात्मा के वरियों को जीत लेने के कारण तोर्थकर भगवान साक्षात्‌ 
जिन है । सकलात्मा कहने से आचाय देव ने यह बतलाया है कि वे 
तीर्थंकर भगवान जिनकी वारोी प्रगठ होतो है, शरीर रहित नहों है किन्तु 
शरीरसहित है। वारगी क्योंकि जड़ रूप पौदगलिक होती है श्रौर जो 
निराकार व अमुर्तीक हो उसके द्वारा जड़ रूप बचनों का प्रगट होना 
सर्वथा अ्सम्भव है श्रत: धर्मोपदेशकर्त्ता निराकार परमात्मा या सिद्ध नहीं 
हो सकते किन्तु सशरीरो जीवन्मुक्त श्ररहंत ही हो सकते हैं। इस कथन 
से यह आशय भोी भलकता है कि जो लोग अपने धर्मग्रन्थों को निराकार 
ईदवर द्वारा प्रकट हुआ कहते है उनका कथन युक्ति से ठीक नहीं बेठता। 


प्ररहंत भगवान के परम श्रौदारिक, परम शुद्ध और निर्मल शरोर 
होता है जिसे भूख, प्यास, गर्मो वर्सर्दी नहीं लगती तथा जिसमें पसीना श्रादि 
कोई मल नहों होता । अ्रहन्त भगवान का शरीर चारों झोर से आने 
वाली नोकमं वर्गशाओ्ों से उसी तरह पुष्ट होता है जिस तरह एकेन्द्रिय 
पृथ्वोकायिक पत्थरों व वनस्पतिकायिक वुक्षों का श्रौदारिक शरीर इधर* 
उधर के परमारणझों से ही पुष्ट होता तथा बढ़ता है। भगवान को हम 
लोगों के समान भृख प्यास को वेदना भो नहों होतो । अ्रनंतबल होने 
से, इच्छाओं का स्वथा ग्रभाव हो जाने से, मोह का नाश हो जाने से तथा 
इन्द्रियों का व्यापार न होने से उनमें हम लोगों से बहुत विलक्षणता है। 


( १९ ) 


इस तरह पश्राचायं प्रभु ने परमानंद का सागं बताने वाले श्री श्ररहन्त 
परमेष्ठी को नमस्कार करके उनमें भ्रपती भक्ति प्रगट की है श्रौर उनके 
हारा कहे हुए मोक्ष मार्ग में श्रपने गाढ़ प्रेम का परिचय दिया है तथा 
भव्य जोबों को भी इसी तरह उनकी विनय, भक्ति व उनसे प्रेम करना 
चाहिये ऐसा सूचित किया है। 

तीस रे श्लोक की उत्थानिका--सिद्ध तथा अ्ररहंत को नमस्कार 
रूप मंगलाचरण करके अब श्राचाय्य श्रपनों ज्ञानशक्ति को दिखाते हुए 
श्रात्मा का स्वरूप कहने को प्रतिज्ञा करते हैं-- 


श्लोक--श्रुतेन लिगेन यथात्मशक्तिः 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 
समीक्ष्य कंवल्चसूखस्पृहाणां 
विविक्तमात्मानमथा भिधास्थे ॥।३॥ 


अन्वयार्थ--.(श्रथ) श्रब.॒ नमस्कार के पीछे से (श्रुतेन) ज्ञास्त्र के 
द्वारा, (लिगेन) प्रनुमात रूप युक्तित के ढ्वारा (सग्धहित अंतःझरणोत्र) तथा 
एकाग्र सन के द्वारा (सम्यक) भली प्रकार (समीक्षण) ऊन करके तथा 
अनुभव में ले करके (कंवल्यसुखस्पहाणां) श्रतीन्द्रिय आनन्द की वांछा 
करने वालों के लिये (विविक्तम्‌) भ्रन्य सबसे भिन्‍न (भ्रात्मानम्‌) गात्मा के 
स्वरूप को (यथात्मशक्ति) अभ्रपनी शक्ति के अनुसार [अभिवास्ये ] कहूंगा। 


भावाथं-.-यहां पर स्वामी पृज्यपाद ने उनको स्वयं को श्रात्मा का 
ज्ञान किस तरह हुआ है इस बात को उचित रीति से बताया है। किसी 
नई बात का ज्ञान होने के लिये मुख्यता से ये तीन प्रकार होते है कि पहले 
तो उस बात को किसी पुस्तक से या किसी के मुव से जाना जाये, फिर 
उसको न्याय की युक्त से बुद्धि द्वारा तोला जाये और फिर एकास्त में 
बंठ कर अपने सन से सोच कर उस बात को पक्‍का किया जाय ताकि 
उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका न रहे । इसी तरह यहां झाचाय॑ श्री 
ने पहले तो शास्त्रों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जाना ज॑ंसा कि कन्दकुन्द 


( २० ) 
महाराज ने श्री नियमसार जी तथा भ्री समयसार जी में क्रमणः 
बताया है :-- 


गाथा-एको मे सासदो आदा णाणदंसणलक्खणो । 
सेसा में बाहिराभावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥१०२॥ तथा 
अहमिक्को खल्‌ सुद्धो दंसगाणमइओ सयारूवी । 
ण वि अत्थि मम्॒ किचि वि अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥।३८।। 


भावाथं-.भेरा श्रात्मा एक श्रकेला, भ्रविनाशी व ज्ञान दर्शन लक्षण 
को रखने वाला है, शेष मेरे स्वरूप से बाहुर जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे 
संयोग से उत्पन्न हुए हैं तथा मैं एक भ्रकेला हूं, शुद्ध हूं, दर्शनक्षानमयी हूं, 
झरूपी हूं, निश्चय से सदाकाल ऐसा हूं एवं प्रन्य पर द्रव्य परमाणुमात्र 
भी मेरा कुछ नहीं है । 
इस प्रकार द्रव्यानुयोग के ग्रंथों से श्रात्मा का लक्षरण व स्वरूप भलो 
प्रकार जान कर आचार श्री ने उस लक्षरण को ध्यान में रख कर प्रनुमान 
को युक्ति से फिर इस तरह विचार किया कि दारीरादि से झात्मा 
भिन्न है क्योंकि उन दोनों का लक्षरा भिन्‍न-भिन्‍न है और जिन-जिनका 
लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न होता है उन-उन पदार्थों में भेद होता है जैसे जल श्रौर 
अ्रिनत में। जन और श्रग्नि दो पदार्थ हैं क्योंकि उनके लक्षरा भिन्‍न-भिन्‍न 
हैं--जल शीतल है और श्रग्नि उष्ण है । प्रात्मा श्रौर शरीर का भिन्‍न- 
भिन्‍न लक्षरा भी प्रगट है। आझात्मा का लक्षण तो उपयोग स्वरूप प्रर्थात्‌ 
जानना, देखना है तथा शरीरादि जड़ पदार्थों का लक्षण झनुपयोग श्रर्थात्‌ 
कुछ नहीं जानना है। जब तक आ्रात्मा हमारे शरीर सें रहती है तब तक 
हो हम इन्द्रियों से या मन से जान सकते हू, झ्ात्मा के चले जाने पर चक्षु 
श्रादि इन्द्रियों के होते हुए भी उनसे कुछ बोध नहीं होता । प्ात्म! का 
लक्षण चेतना सर्वथा श्रबाधित भी है, इसमें प्रव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति तथा 
भ्रसंभव दोष नहीं है। क्योंकि चेतनपना सर्व संसारी तथा सिद्ध प्रात्माप्रों 
में है इसी लिए श्रव्याप्ति दोष नहीं है, यदि किसी एक में भी न होता तो 
अठ्याप्ति दोष श्राजाता, चेतनपना सिवाय प्रात्मा के प्रन्य पुरगलादि 


(२१ ) 


पांचों व्रव्यों में नहों है इसोलिये भ्रतिब्याप्ति दोष भी नहीं है और 
चेतनपने का कार्य हम कर हो रहे हे इस कारण यह चेतनपना अ्रसंभव 
भी नहों है । 

इस तरह उन्होंने युकति के द्वारा आत्मा फा निरंय करके फिर 
उस झ्ात्मा का एकाग्र मन के द्वारा अ्रनुभव किया श्रर्थात्‌ शास्त्र से व 
युक्ति से जब उन्हें यह मालूम हुआ्ना कि भ्रात्मा ज्ञानदर्शनमयी, श्रमृत्तोक, 
ग्रसंखघघात प्रदेशी, शरीर में विराजित, शुद्ध स्फटिक के समान परम 
निमंल, राग ट्षादि विकारों से रहित, सिद्ध सम तथा परमानंद रूप है 
तब भ्रपने उपयोग को श्रपने भीतर लगाकर तथा सर्व परद्रव्य तथा 
परभावों से उपयोग को हटाकर श्रद्धा में श्राए हुए आत्मस्वरूप का उन्होंने 
प्रनुभव किया श्रौर तब उन्हें भ्रतीन्द्रिय श्रानन्द भासा-इस तरह स्वानुभव 
से श्रात्मा का पक्का निरांय उन्होंने प्राप्त किया । 


इस प्रकार तीन तरह से शआ॥रात्मा को भली प्रकार संशप, विपयंय व 
श्रनध्यवसाय रहित जान कर तथा अनुभव करके स्वामी पृज्यपाद कहते 
है कि मेरा कथन वही होगा जो मैंने भ्रपने श्रनुभव से समझा है। अपने 
कथन का प्रामारिकपना कह कर आचाय॑ प्रतिज्ञा करते है कि मे शुद्ध 
श्रात्पा का स्वरूप इसीलिए कहूंगा जिससे हिष्परों को सब परद्रव्यों, 
परमावों व परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले भ्रपने भावों से भिन्न शुद्ध 
प्रात्मा का बोध हो जाये । यह प्रयास श्राचार्य श्री ने इसलिये किया है 
कि इस जगत में बहुत से भानवों को इंद्रिय सुखयों से तृप्ति नहीं मिलतो 
तथा जब उनकी झाकुलता नहीं मिठतो तब वे निराकुल सुख की वांछा 
करते हैं श्रोर ऐसे निराकुल सुल को चाह करने वाले जीवों को यदि 
प्रात्मा का ३८न हो जाये तो वे श्रात्मा को जान करके स्वयं श्रतीन्द्रिय सुख 
व शांति को प्राप्त कर लें । 


इस इलोक से झाचाय॑ देव ने यह ध्वनि भी निकालो है कि जिनको 
इन्द्रिय सुखों को तृष्णा है, उनके ल्यि इस ग्रंथ का पढ़ना कार्यकारी न 
होगा कितु जो सच्चे सुख के इल्छुक हैं व शांति को चाहते है उन्हें हो इस 


( २२ ) 


ग्रंथ को भलों प्रकार समझना चाहिए तथा ज॑ंसे झ्राचायं भरी ने श्रात्मा 
को पहले आगमद्वारा जाना, फिर युक्त से बिचारा और फिर स्वानुभव 
से उसका पक्का निर्णय किया उसी तरह उन्हें भी झ्रात्मा को प्रागम हारा 
जान, युक्ति से विचार, स्वानुभव से उसका निर्णय फरना चाहिये तभी 
उनको आत्मज्ञान होगा तथा सुख शान्ति का लाभ होगा। 


आगे के श्लोक की उत्थानिका---'जब शुद्ध श्रात्मा की इतनी 
विशेषता कही तो क्‍या श्रात्मा के कई भेद होते हैं, इस शंका को दूर 
करने के लिए अरब श्राचार्य आत्मा के भेदों को बताते हैं- 


श्लोक--बहि रन्तः परश्चेति शत्रिधाउ5त्मा सबंद हिषु । 
उपेयात्तत्र परम॑ मध्योपायादबहिस्त्यजेत्‌ ॥४।। 


अन्वयाथं-- (सर्व देहिषु) सर्व प्रासियों में (बहिः) बहिरात्मा, 
(प्रन्त:) अ्रन्तरात्मा (च परः) और परमात्मा (इति) इस तरह (त्रिधा) 
तीन प्रकार की (श्रात्मा) श्रात्मा है। (तत्र) उनमें से (बहिः) बहिरात्मपने 
को (त्यजेत्‌) छोड़ना चाहिये श्रौर (शध्योपायात्‌) अ्रंतरात्मा रूप उपाय 
से (परमं) परमात्मपने का (उपेयात्‌) साधत करना चाहिये। 


भावाथं--यहां पर श्राक्षार्य महाराज ने प्रात्मा की तीन भ्रवस्थाएं 
बताई हैं। जो श्रात्मा श्रपने फो प्रात्मरूप न जान कर शरीररूप व 
रागह्वेष रूप हो जानता है तथा आत्मा के सच्चे सु व उसको शांति को 
नहीं पहचानता वह बहिरात्मा है। जो झात्मा आत्मा को आ्रात्मारूप, 
परमात्मा को शक्ति को पूरणंपने रखने वाला, शरोर व रागद्वे षादि से भिन्न, 
शुद्ध ज्ञाता हृष्टा तथा उत्पादव्यय पश्रोत्य रूप द्रव्य जानता है भौर उसी 
में सच्चे सुख व शांति को पहचानता हे वह श्रन्तरात्मा है तथा जो भ्रात्मा 
व्यक्ति से पुर, संबंध, वोतराग व शुद्ध हो गया है वह परमात्मा है। एक 
हो आ्रात्मा में पे तोन श्रवस्थाएं हो सकतो हैं.। जब तक श्रात्मा मिथ्याहृष्टि 
अज्ञानी है तव॒ तक बहिरात्मा है, जब मिथ्यात्व व अ्रज्ञान को सेट कर 


(२३ ) 


बहू सम्यग्दृष्टि श्रोर सम्यग्ज्ञानी होता है तब अन्तरात्मा है और जब सारे 
कर्ंबंधनों का नाश कर शुद्ध हो जाता है तब परमात्मा है । 


यहां पर द्रव्याथिक नय से द्रव्य की श्रपेक्षा कथन करते हुए हरएक 
झात्मा में तोन भ्रवस्थाएं कही जा सकती हैं। जो निकट भवप्र है उनपे जब 
तक बे मिथ्यात्वी हैं तब तक बहिरात्मपना तो वतंमान में है हो तथा 
प्रस्तरात्मपना व परमात्मयता उनमें नंगम नथ से है क्यों हि वह भविष्प मे 
ब्रवद्दय होगा । जो परमात्मा हैं उनमें पहली दो सवस्थाएं भृतप्रज्ञापप नथय 
को अपेक्षा से हैं श्र्यात्‌ पहिले हो चुकी है तथा जो श्रमव्थ व दूरानुदूर भव्य 
हैं उनकी श्रात्मा में भी द्रव्य की शक्ति की श्रपेक्षा तो अन्तर ःत्मण्पा व 
परमात्नपना विद्यनान है परन्तु उतके कुर्वों का आवरण इस ज' (७ का है 
कि उनको उन अ्रवस्थाओं को प्राप्ति की सामग्री का लाभ कभी होगा। 


प्रयोजन श्राचार्य श्री का केवल आ्रात्मा की तीन दताएँ बताने का हे। 
इन तीन वज्षाश्रों में से जो बहिरात्मपना श्रर्थात्‌ मिथ्यादुष्टि व ग्रज्ञान पता 
है सो सब तरह से त्यागने योग्य है क्योंकि उस दश्शा में यह प्रारत अपने 
स्वरूप को व सच्चे सुख को न जान कर इंद्रियों को इच्छाग्रों के वश मे 
पड़ा हुआ राज्ि दिन उन्हों की तृप्ति के यत्न से मग्न रहता हे तथा 
इंद्रिय विषयों के पदार्थों के संग्रह करने से बड़ी भारो तृष्णा रखता हे 
झोर उन पदार्थों के संयोग में भारी हषं॑ तथा उनके वियोग से भारो शोक 
करता है। वह रोगादि दुःख होने व मररणण होने पर बहुत क्देणित हरेता 
है। सन्नी पुत्रादि के मोह में पड़कर उनके लिये श्रन्याय व न्याप किसी भी 
बात का विचार न करके पंसा लाता है । उद्यम तो वह बहुत करता है पर 
मरते समय तक भो आशा को पूरी नहीं कर सकता किन्तु बढ़ी-चढी 
भ्राश्ा को लिए हुए श्रार्तभध्यात व रोद्रध्यात से प्राण छोड़ कर पश्चु श्रादि 
खोटो योनि में पहुंच जाता है। उसका बतंमान जीवन भी दुखी व 
भविष्य जीवन भी दुःखो होता है। अ्रहुकार ममक्कार की डोरी में बधा 
हुआ संसार के भंबर से वह नित्य श्रमरसा किया करता है। प्रत: जीव के 
हारा बहिरात्मपने का त्याग कर ग्रन्तरात्मपना ग्रहण करना योग्य है 


( २५४ ) 


क्योंकि प्रन्तरात्मा प्रात्मा का सझ्चा स्वरूप जानता है भ्रौर वह सच्चा 
श्रद्धावान्‌ व सम्यसज्ञानी होता है एवं परमात्मपत्रा तो सर्वथा उपादेय 


है हो। 


जोयों के जो भिश्यात्व आदि चोदह गुरास्थान बताये हैं उनमें पहिले 
तीन गुरास्थान तक के जोब तो बहिरात्मा हैं प्र्थाव्‌ मिथ्यात्व, सासादन 
शोर भिश्र गुरस्थानवर्त्ती जीव भ्रन्तरात्मा नहीं, बहिरात्मा हैं । श्रविरत 
सम्यग्ृष्टि नाम के चौथे गुरास्थान से लगा कर क्षीरामोह नाम के बारहवें 
गुणस्थान तक के जीव भ्रन्तरात्मा हैं। उनमें चोये गुणस्थान वाले जघन्य, 
पांचयें व छठे गुरास्थान वाले मध्यम तथा ध्यान में लोन सातवें से बा रहवें 
गुणस्थान वाले जोव उत्तम श्न्तरात्मा है। तेरहवें चौदहयें गुणस्थान 
वाले जीव शरीर सहित परमात्या हैं तथा सिद्ध दरोररहित परमात्मा 
हैं । यदि हम निशचयनय प्रर्थात्‌ द्रव्याथिकनय से विचार करें तो श्रात्मा 
में इन तोन श्रवस्थाश्रों का विशेष नहीं भासता-है, आत्मा तो सदा ही भ्रपने 
स्वभाव रूप एक ज्ञायकभाव रूप प्रतिभासता है परन्तु जब व्यवहार नय 
अर्थात्‌ मर्यायाथिक नय से विचार करते है तब कर्ंबंधन सहित प्रात्मा 
की दृष्टि से झ्लात्मा के ये तीन भेव हो जाते हैं। 


इस इलोक में श्राचायं देव ने बताया हे कि श्रात्मा का शुद्ध स्वभाव 
श्र्थात्‌ परमात्म भ्रवस्था ही उपादेय है तथा उसको प्राप्ति के लिये जो 
प्रस्तरात्म श्रवस्था है वह भो साधन रूप में उपादेय है ग्रतएबं भव्य जीव 
को मिथ्याबुद्धि छोड़कर तथा यथार्थ बात को जान कर अपनी निर्मल 
शक्ति का ध्याव करता चाहिये जिससे निज शक्ति प्रगठट हो पश्रोर यह 
झात्मा श्रपनोी गुप्त विभूति का प्रगट भोक्‍ता हो जाये । 


आगे की उत्थानिका--प्रब श्राचार्य श्रात्मा की श्रवस्थाओं का 
लक्षण इस प्रकार कहते हे-- 


श्लोक-बहिरात्मा शरीरादों जातात्मभान्तिरन्तरः । 
चित्तदोबत्मविभध्रान्तिः परमात्मा5तिनिमंलः ॥५।। 


(३५ ) 


अन्वयार्थ--(झरीरादो) शरोर, वचन, मन श्ादि में (जातात्म- 
अ्ति:) भ्रात्मा के होने की जिसके भ्रांति या भ्रम है वह (बहिरात्मा) 
सिश्यादृष्टि प्रन्नानी बहिरात्सा है, (चित्तदोषात्मविज्षान्ति) संकल्प 
विकल्प रूप चित्त तथा रागादि दोबवों को प्रात्मा मानने को श्रान्ति 
जिसके नहीं रही है यह (प्रन्तरः) प्रन्तरात्मा है तथा (श्रति निर्मल) 
जो प्रति शुद्ध व कर्ममल रहित है वहु (परमात्मा) परमात्मा है। 


भावा्थ-यहां झ्राचार्य देव ने बताया है कि मोक्षमार्ग में प्रयोजनभूत 
श्र्थात्‌ उपयोगी तस्व का जंसा स्वरूप है वसा श्रद्धा नन करके जो जीव भ्रोर 
का झोर भ्रद्धात करता है उसे हो बहिरात्मा कहते हैं। शरीर तो जड़ पुद्टल 
की वर्गंरगाप्नों का समृह हे भ्रतः ग्रचेतन है इस कारण वह कभी प्रात्मा 
नहीं हो सकता । वचन भी भाषा वर्गंणाप्रों का समुदाय है श्ौौर जड़ है। 
मन दो प्रकार का है-द्रव्य मन तथा भाव सन। द्रव्य मन हृदय स्थान में 
झराठ पांखुड़ी का कसलाकार एक पौद्गलिक श्रंग है जो भ्रति सुक्ष्म 
बर्गणाश्ों का रचा हुआ है तथा भाव मन कर्मों के क्षयोपद्मम से होता है, 
कमंरहित जीव के सन नहीं होता । सामान्य से कर्म तीन प्रकार 
के हैं--द्रव्यकर्म, नोकमं श्रौर भावकर्म। ये तीनों ही पुद्दल सम्बंधी 
हैं। शानवरसणादि शझ्ाठ कर्म द्रव्यकर्म हैं जो कार्मारा बर्गणाध्रों से 
रखे हुए हैं। उन्हीं के फल रूप जो झोौदारिक, वेक्ियिक, प्राहारक 
व तेजस शरोर हैं सो नोकमे हैं तथा रागहेषादि जो प्रात्मा के 
विभाव भाव हैं वे भावकर्म हैं। इन भाव कमों को पोद्नलिक या 
जड़ इसोलिये कहते है कि ये पुदुगल कर्म के उदय के निमित्त से होते 
हैं, भात्मा के स्वाभाविक भाव नहीं हैं। जो कोई जीव इन तोन प्रकार 
के कर्मो से भिन्न पश्रात्मा के स्वरूप को पहिचानता है उसको कभो भो 
मन, वचन, काय व विभाव भावों में झात्मपने को भ्रांति नहीं होती । 
ऐसा पअ्रन्तरात्मा हो भेदक्लानी महात्मा कहलाता है । वह प्रपने 
स्वभाव का ओर स्वभाव में रहने वाले श्रतीन्द्रिय आनन्द का प्रेमी हो 
जाता है तथा इसी प्रेमबश वह झात्मा का झनुभवत्र किया करता है । 


( २६ ) 


स्वानुभव रुपी मंत्र के प्रभाव से उसकी कर्मों को गांठ खुलती जाती है 
और वह धीरे-धीरे परमात्म पद के निकट पहुंचता जाता है इसो से 
ग्राचायं श्री ने यह कहा है कि श्रन्तरात्मा होना ही परमात्मपद को प्राप्ति 
का उपाय है । 


आगे की उत्थानिका--प्रब झाचार्य परमात्मा के अन्य प्रसिद्ध 
नामों को कहते है-- 


श्लोक--निर्मलः कंवलः शुद्धों विविक्तः प्रभुरव्ययः। 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥६॥। 


अन्वयार्थ--(निर्मल:) कर्मों के मल से रहित होने से थे निर्मल हैं; 
(केवल: ) शरीरादिकों के सम्बन्ध से रहित हैं श्रर्थात्‌ केवल मात्र श्राप ही 
है इससे केवल है; (शुद्ध:) द्रव्य कर्म श्रौर भाव कर्मो के श्रभाव से परम 
शुद्धि को रखने वाले है इस कारण शुद्ध है; (विविक्त:) शरीर तथा कर्म 
श्रादि का स्पश् उनके श्रात्म प्रदेशों से नहीं है भ्रत: अस्पर्ञ श्रौर भश्रबन्ध 
होने से विविक्‍त हैं; (प्रभुः) इन्द्रादि तथा गणघरादि सुनियों के स्वासी 
हैं भ्रतः प्रभु है; (अव्ययः) जिस अ्रनंत ज्ञान दर्शन सुख और वोयंसय 
स्वभाव को प्राप्त किया है उससे कभी छूटने वाले नहों हैं इससे भ्रव्यय हैं; 
(परमेष्ठी ) इन्द्रादिकों से वन्दने योग्य परम श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट पद में विराज- 
मान हैं इस कारण परमेष्ठी हैं; (परात्मा) संसारी जीवों से बिलक्षरा 
आत्मा रूप होने से परात्मा हे; (ईश्वरः) संसारो जीवों को श्रसम्भव 
ऐसे श्रात्मिक परम ऐश्वरयं को रखने वाले हे इससे ईश्वर हे श्रोर (जिन) 
मोहनीयादि कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेने के काररण जिन हं-(इति) 
इस प्रकार ये (परमात्मा) परमात्मा के वाचक नाम हें । 


भावार्थ---यहां पर आचाय॑ देव ने परमात्मा के वाचक कुछ सार्थक 
नाम लिखे हु जिसका प्रयोजन यह है कि अन्तरात्मा को इन नामों से व 
इन ही के सनान श्रन्य नामों से परमात्मा के स्वभाव का सनन करना 
चाहिए। भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा भी हमारा उपयोग उस एक 


( २७ ) 


परमात्मा का ही स्मरण करता है। जिन-जिन शब्दों से परमात्मा के 
मिल गुरणों के एक पह्रंत़् का भी बोध हो वे सब दाब्द परमात्मा के स्मररा 
में कारणभूत हे इसोलिये इन्द्र एक हजार प्राठ नामों से व मुनिगरण 
झनेक नामों से परमात्मा के गुररों का विचार करते हूं। श्रपनी आत्मा 
झौर परमात्मा में क्योंकि द्रव्य की भ्रपेक्षा कोई झ्न्तर नहों है इसोलिये 
परमात्मा के गुरणों की प्रशंसा करना भझ्रपनी ही श्रात्मा के गुरगों को प्रशंसा 
करना है। “किसी का सतन करना व उसको ही भावना करनो' इस वाक्य 
का मतलब मी उसो को बार बार मन में रटना वा विचारना है इसीलिये 
एक भाव या प्रर्थ के प्रकाशक यदि श्नेक शब्द भो हों तो भी कुछ हानि 
नहीं है क्योंकि उन सब शब्दों से बार-बार परमात्मा के गुरों का ही 
स्मरण होता है । 


हम परसात्मा को इन नामों से कह सकते ह--सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, 
प्रनंतशानी, परमज्ञायक, चेतन्यमूर्ति, परमानुभवी, स्वरूपासक्त, चितृ- 
निधान, सकलावबोधी, तस्वशानी, तसस्‍्ववेदी, आत्मशानों, परमबुद्ध, 
तस्ववित्‌, शानमूृत्ि, सम्यकूशानी, परमशानो व महाज्ञानी भ्रादि-श्रादि । 
यश्षपि इन सब शाब्दों का एक सर्वज्ञ शब्द हो में भाव थ्रा जाता है तथापि 
इस भाव के वाथक यदि करोड़ों दब्द रच कर भी हस परमात्मा की 
नासमाला जप तो भी एक अच्छा सनन परमात्मा के गुणों का हो 
जाये । 


आगे की उत्थानिका---प्रब कहते हैं कि इसका क्या कारण है 
जो बहिरात्मा देहादि को श्रात्मा मान लेता है- 


श्लोक--बहिरात्म रिद्रयद्वार रात्मज्ञानपराइमुखः । 
स्फ्रितः स्वात्मनो देहमत्मत्वेनाध्यवस्थति ।॥७॥। 
अन्वया्थं-.... (्रात्मश्षनप राहसुखः) शग्रात्मा का सउचा स्वरूप क्‍या 


है-इस ज्ञान से जो शून्य है ऐसा (बहिरात्मा) मिथ्यादुष्टि भ्रज्ञानो जोब 
(इन्द्रियद्वारं:) भ्रपनी इंद्रियों के द्वारा (स्फुरितः) बिषयों के प्रहरा में 


( ए८ ) 


व्यापार करता हुआ (स्वात्मनो वेहम्‌) अपनी भ्रात्मा को देह को (आत्मत्वेन) 
झातमा रूप से (अध्यवस्यति) माना करता है। 


सावार्थ-.-बहिरात्मा की प्रंतरंग को बुद्धि ऐसी मंद हो जातो है कि 
झपने शरीर में इस शरीर से भिन्‍न भी ओर कोई वस्तु है ऐसा उसे समर 
में नहीं श्राता | वास्तव में उसे ऐसा विचार करने का झ्रवकाश ही नहीं 
मिलता । जिन एकेन्द्रियादि जोबों के मन नहीं है वे तो इस योग्य ही 
नहों हैं कि उनके भीतर तक उत्पन्त हो जिससे वे उस गृढ़ व सुक्ष्म श्रात्म - 
पदार्थ को जान सकें। विषयों के द्वारा प्रेरे हुए मनरहित ऐसे प्रारपी राक्ि 
दिन विषयों को पूरति में ही घूमा करते हैं तथा उनकी तलाश करते-करते 
ही उनके सारे जोवन का श्रंत हो जाता है । इन प्राणियों को मन रहित 
झवस्था के श्ननन्‍त शरीर धारने पड़ जाते हैं जिसमें श्रनंत काल बीत 
जाता है। मन सहित जो पशु या मनुष्य होते है उनमें विचार करने की 
शक्ति होती है परन्तु पशुश्रों को ऐसा श्रवसर घधिलना अ्तिशय कठिन है 
जिसमें वे श्रात्मा को पहचान सक। मनुष्यों में ज्ञान को सुगमता है परन्तु 
सनुष्यों का जीवन भी पशुझ्रों के समान श्रपनी इन्द्रियों के विषयों की पूर्ति 
में ही बीत जाता है । उनको जस्स से इन्द्रियों की इच्छा की पूत्ति का ही 
श्रम्यास रहता है जिससे भ्रपने शरोर की दशा में ही वे भ्रपनी श्रात्मा का 
ग्रस्तित्व मान बेठते हैं। उनको परलोक का विश्वास नहीं होता शोर 
शरीर के जन्म को श्रपना जन्म व शरोर के मररण को अपना सररशण सान 
लेने से वे मरण से निरन्तर डरते रहते है। विषय भोग में ही वे सुख 
मानते है श्रोर इस कारण उसो के लिए रात दिन भुरा करते हैं, धनादि 
लाते हैं, सामग्री इकटठी करते हैं भ्रोर कुटुम्ब के स्नेह में श्रतिशय लव- 
लोन हो जाते हैं। इन्द्रियों का व्यापार सो मेरा व्यापार है व इन्द्रियों का 
सुख सो मेरा सुख हे-पही भावना उनके मीतर जागतो है । 


जो द्रव्यलिगी मिथ्याद्ष्टि मुनि होते हे उनको यद्यपि बाहर से देखने 
पर इन्द्रियों के विषयों से विरक्ति सो दिखती है तथा वे श्रत्यन्त बेरागी 


(२६ ) 


व तपस्वी दिखते हैं श्रौर श्रपने मन में मो वे यही समभते हैं कि हम सोक्ष 
के लिए हो उद्यम कर रहे हैं तो भी उनको शरीर से भिन्‍न आत्मा का 
स्वरूप नहीं भासता । मोक्ष में मो इन्द्रिय विषय को जाति का ही कोई 
अ्रनन्त सुख है इस लालसा से ये तपस्या करते हैं श्रोर श्रात्मा के भ्नतोन्द्रिय 
सुख का व उसको स्वाभाविक वीतरागता का उन्हें पता नहीं लगता इसी 
लिए मोक्ष के स्वरूप को भी वे नहीं जानते। इससे यही श्रथं निकलता 
है कि शुद्ध आत्मा से विलक्षर संसारी प्रात्सा में प्रगट वेभाविक परिणति 
को ही वे आत्मा मानते है श्रतः एकत्व विभक्‍त आत्मा का ज्ञान न रखने 
से वे भिथ्याटष्टि साधु बाहर में शास्त्रोक्त श्राचरणा पालते हुए भी बहि- 
रात्मा ही रहते है । 


जिस-जिस जोव के पुद्गल कर्म था उसको किसी प्रकार की भो पर्याय 
में श्रात्मा के होने का श्रध्यवसान है वह बहिरात्मा है। स्वामी अ्रमृतचंद्र 
जो ने भी निम्त समयसा र-कलओों में यही कहा है :-- 


श्लोक-भिथ्यादुष्टः स एवास्य बन्धहेतुविपय्यंयात्‌ । 
य एव(ध्यवसायो5यम्‌ ज्ञानात्माउस्थ दुश्यते ॥८॥। 
अनेनाध्यवसायन निष्फलन विमोहितः । 
तत्किचनापि नवाउस्ति नात्मा55त्मानं करोति यत्‌ ॥ढे॥ 
विश्वाद्विभक्तो5पि हि यत्प्रभावा- 

दात्मानसात्माविदधाति विश्वम्‌ । 
मोहैककन्दो 5ध्यवसाय एष- 
नास्तीह येषां यतयस्त एबं ॥१०॥। 


भावाथं-.दस मिध्यादृष्टि जोव के पर को झपना मानने रूप जो 
यह भ्रज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दोखता है सो हो विपरीत भाव होने से बंध 
का कारण है। इस जगत में ऐसो कोई भो वस्तु या पर परिराति नहों है 
जिसको इस निष्फल अ्रष्यवसाय से मोहित हुआ प्रारणो अपनी व प्लापरूप 


( ३० ) 

न मान ले। जिस सिथ्या सान्‍्यता रूप भ्रध्यवसाय के प्रमाव से जगत झौर 
पर परिरणति से भिन्‍न रूप होता हुआ भो यह स्वयं को जगत रूप व पर 
परिणति रूप मान लेता है उसका मूल काररण एक मोह प्रर्थात्‌ मिथ्यात्व 
ही है । यह मोह जिनके नहीं है वे हो यती हैं भ्र्थात्‌ मोक्ष का यतन करने 
वाले सम्यग्दृष्टि हैं । 

यहाँ श्राचार्य देव का प्रयोजन यह है कि उपरोक्षत प्रकार को भमिथ्या 
बुद्धि के छोड़ने से ही जीव श्रंतरात्मा हो सकता है । 


आगे की उत्थनिका-.-देह को हो श्रात्मा मानता हुआ वह प्ज्ञानी 
जीव मनुष्यादि चारों गतियों शरीरों को भ्रमेद रूप से झ्ाात्मा मानता है 
ऐसा दिखाते हैं-- 


श्लोक-नरदे हस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्यते नरम्‌ । 
तियंच तियंगंगस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा ॥॥५॥। 
अन्वयाथ्थं-... (श्रविद्वानू) ग्रज्ञानो बहिरात्मा (नर वेहस्थं) मनुष्य 
देह में तिष्ठी हुई (प्रात्मानम) झात्मा को (नरस्‌) मनुष्य, (तियंगंगस्‍्थ) 
तियंच शरीर में ठहरी हुई झ्रात्मा को (तियंच) पशु (तथा) झश्ौर 
(सुरांगस्थं) देव के शरोर में ठहरी हुई श्रात्मा को (सुर) देव (मान्यते) 
मानता है। तथा--- 


श्लोक-नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्वतस्तथा । 
अनन्तानन्तधीशक्षितः स्वसंवद्योउअचल स्थितिः ।।दे।। 


अन्वयार्थ---(ना रकांगस्थं) नारको के देह में ठहरी हुई भ्रात्मा को 
वह (नारकं) नारको मानता है परन्तु (तत्वत:) निश*चय से (तथा) उस 
रूप भ्रर्थात्‌ मनुष्य, तियंच, देव तथा नारकी रूप (स्वयं) भपने श्राप 
प्र्थात्‌ कर्म को उपाधि के बिना (न) नहीं होता क्‍योंकि निशणय से यह 
प्रात्मा (अ्रनन्ताननत धो शक्तिः) श्रनन्तानन्त ज्ञान और वीय॑ को धारी है, 
(स्वसंवेद्य)) अपने से ही प्ंतरंग में श्रनुभव करने योग्य है तथा 
(अचलस्थिति:) निश्चल रूप से रहने के स्वभाव वालो है। 


( ३१) 


सावार्थ-...अलानी ध्ात्मा कर्मों के उदय से होने वाली श्रवस्थाझों 
को ही श्रपनी असली सूरत मान लेता है। उसको बुद्धि में इस बात का 
भेद शान नहीं होता कि मेरा स्वभाव भ्रन्य हैं प्रोर नारकादि अ्रवस्थायें 
झन्य हैं जबकि शानी जीव प्रात्मा के स्वभाव को कर्म के द्वारा होने वालो 
सर्व भ्रवस्थाशरों से भिन्न जानता है। यद्यपि व्यवहार में ऐसा कह भी 
दिया जाता है कि यह मनुष्य है या यह पशु है परन्तु निशणय से शञानी 
को यह पक्‍का निरांय होता है कि बह कर्म बंध जिसके उदय से नरक, 
मनुष्य, तियंच या देवगति होती है, पुदृगल है, जड़ है श्रोर झ्रात्मा केवल 
है व शुद्ध है। प्रात्मा मनुष्य, तियंच श्रादि रूप नहीं है क्योंकि जब कर्म 
की उपाधि नहीं रहती तब ये गतियाँ नहीं होतीं। यदि ये गतियाँ 
स्वाभाविक होतीं तो सदा काल रहती । 


भ्रज्ञानी बहिरात्मा को ऐसा पता नहों होता इसी से जो भी भ्रवस्थाएं 
दीखती हैं उन्हीं रूप वह अपने को मान लेता है तथा श्रपने द्वारा प्राप्त 
गति में व उसके कार्यों में ऐसा तन्‍्मय हो जाता है कि उसको झागे पांछे 
को कुछ खबर नहीं रहती । यंदि वह मिध्याहृष्टि आत्मा मनुष्य देहधारो 
हो तो सदा शरोर पालन, कुट्म्बवर्धन, विषयसेवन तथा मानरक्षण शभ्रादि 
कार्यों में ही गुंधा रहता है व उसको यदि कोई कहे भो कि तेरे भोतर 
श्रात्मा है तो उसका उसे कुछ बोध नहीं होता, भ्रम में पड़ कर वह 
समभता है कि रुधिर, झ्लांतों व हड्डियों को कहते होंगे । करोड़ों, श्ररबों 
जंगली मनुष्य भ्रपनो वर्तमान को मनुष्य को सूरत को ही झ्राप रूप मानते 
हैं, उसके सिवाय उन्हें कुछ भी भान नहीं होता। पशुप्नों में तो प्रायः सब 
ही ऐसे मिलेंगे कि जिस शरीर में वे होते हैं उस शरीर के मोह जांल में 
हो रात दिन फंसे रहते हैं, उस शरीर सम्बन्धी इन्द्रियों के विषयों के पीछे 
ही उनके जीवन के समय का उपयोग होता है + इसी प्रकार देवों की भी 
यही दक्षा है। मिथ्यात्व के प्रभाव से उन देबों की भी पर्याय बुद्धि हो 
जाती है। बे रात दिन बन उपबन में ही सर करते है, देवांगनाश्रों से 
क्रीडा करते हैं एवं भ्रपने देव गति सम्बंधी खेल-तमाशों तथा मौज शौक 
में मग्त रहते हुए उन्हें स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं श्राता कि प्लात्मा तो 


( ३१ ) 


एक भिन्‍न पदार्थ है। यदि ग्रेवेयकों के मिथ्याहष्टि प्रहमिम्द्रों के कदाचित्‌ 
यह ध्यान झाए भी तो वे झ्रात्मा के सच्छे रूप को नहीं पहचानते । झौर 
नारकी जोव तो मिथ्यात्व दक्शा में सिवाय मारकाट करने के व दुःख 
भोगने के झोर कुछ भी ऐसा नहीं सोचते जिससे दारीर से भिन्न प्रात्मा 
का शुद्ध स्वभाव उनको बुद्धि सें भलके-हस तरह चारों हो गति के 
जीव जिस-किसो भी भ्रवस्था को या शरोर को पाते हैं उस-उसी में ऐसी 
गा प्रपनायत कर लेते हैं कि उससे भिन्न श्रपनी झ्रात्मा का उन्हें 
स्वप्न में मी रूयाल नहों आता। 


पुज्यपाद स्वामी कहते हैं कि निश्चय तत्त्व दुष्टि से भ्रात्मा का विचार 
करने पर यह झात्मा श्रनन्त गुणों का समुदाय है श्रौर इसका स्वभाव 
बचन अगोचर अ्नतानंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का धारी है। इस प्रकार 
का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभव यद्यपि कर्मों के नाश होने पर ही होता है 
भ्र्थात्‌ श्ररहंत दशा में होता है तथापि श्रद्धा व ज्ञान द्वारा इस स्वभाव 
का स्वसंवेदन रूप भ्रनुभव सम्यर्दुष्टि तत्त्वज्ञानी के भी होता है। इस 
झात्मा का स्वभाव व्रव्यदृष्टि से सदा बना रहता है, कर्मों को उपाधि रहते 
हुए यद्यपि वह स्वभाव शक्तिरूप रहता है, व्यक्त रूप नहीं होता परन्तु 
जब कर्मों का श्रावरण हर जाता है तब वह साक्षात्‌ व्यक्त हो जाता है श्रौर 
तब इसको शुद्ध श्रवस्था सदा निइचल बनो रहती है, कभो किसी तरह 
मिट नहों सफती । 


यहां पर श्राचार्य श्री का भ्रभिप्राय जोब को बहिरात्मबद्ध छुड़ाने का 
है इसोलिए वे कहते है कि प्रत्येक गति वाले प्राणी को भ्रपनो झ्ात्मा का 
स्वभाव द्रव्यदृष्टि से सदा शुद्ध, बुद्ध, आनन्दसयी और सिद्ध सम हो देखना 
चाहिये झर अपनी अवस्थाओं को कमंजनित मानना चाहिये। मावाथं॑ यह्‌ 
है कि श्रात्मा का स्वरूप पुद्गल के साथ एक क्षेत्रावगाह होने पर भी 
जीव को जब वह पुद्गल से भिन्न भासने लगता है तब वह बहिरात्मा से 
प्रन्तरात्मा हो जाता है और यह्‌ श्रंतरात्मपना हो क्योंकि हितकारी व 
उपादेय है इसोलिये नि३चयनय के द्वारा श्रपनो आत्मा का झ्नभव करके 
इस बहिरात्म-दकशा को मिटाना चाहिये। हु 


( ३३ ) 


आगे की उत्थानिका---अ्रपनी देह में हो भ्रात्मा को सान्‍्यता करने 
बाला अहिरात्मा दूसरे को वेह में कंसो बुद्धि रसता है, इस बात को 
कहते हैं- । 


श्लोक--स्ववेहसद्श॑ दृष्द्वा परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति ।॥१०॥। 


अन्वयाय्ं-...( मृदः) प्रशानो बहिरात्मा (स्वदेहसह॒शं) भ्रपनो देह के 
समान भर्थात्‌ श्रपनोी देह के व्यापार, बचन-ब्यवहार व श्राकार श्रावि के 
समान (परवेहम्‌) दूसरे को देह को प्र्थात्‌ वूसरे को देह के व्यापार झादि 
को (दष्ट्वा) देखकर (परात्माधिष्ठितं) अन्य की झात्मा को श्रपने में 
रखने वाली ऐसो उस देह को झयवा परात्मा श्र्थात्‌ ग्रात्मा से परस्वरूप 
जो कर्म, उसके द्वारा प्रधिष्ठित भ्र्यात्‌ प्राप्त हुई ऐसी देह को जो चेतन 
सहित है तथा (भ्रचेतनं) स्वयं जड़ है (परत्वेन) पररूप भ्र्थात्‌ पर को 
झ्रात्मा रूप (भ्रध्यवस्यति) मान लेता है। 


भावाथं--.प्ल्ानी बहिरात्मा प्रपनी देह को हो जेसे श्राप रूप मान 
लेता है बसे हो दूसरे को देह को भी उसी रूप मान लेता है। जैसी ब॒द्धि 
उसकी प्रपने बारे में होतो है बसी हो वह दूसरे में करता है। जैसे भपने 
हारोर के भीतर भिन्न झ्रात्मा का उसे ज्ञान नहीं है बसे हो दूसरे के शरोर 
के मोतर भी भिन्न भ्रात्मा का ज्ञान नहीं है। प्रपने भ्रप जैसे संसार के 
विषय भोगों में बह तन्‍्मय है बसा हो वह दूसरों को समभता हैं। स्वयं जेसे 
इन्द्रिय विषयों को तृप्ति से सुख मानता है बसा दूसरा भी मानता है ऐसा 
समझता है। जेसे भ्पना सरण जान डरता है वैसे हो दूसरे का मरण हो 
जायेगा तब उसके विषय भोग छुट जायेंगे ऐसा मानकर मय करता है। 
जैसा वह शाप पर्यायबुद्धि है देसा ही दूसरे को समझता है । उसे भिन्न 
प्ात्मा का दर्शान न श्राप में होता है भ्रौर न पर में हो होता है । 


यहां पर प्राचार्य भरी ने बहिरात्मा के भ्रज्ञान की बात बताई है। इसी 
प्शान के ही काररा यह देखने में भ्ाता है कि मिश्याहष्टि पिता प्रपने 


( ३४ ) 


पुत्र को धर्म साधते हुए वेखकर तो मन में दुःखी होता है जबकि लोकिक 
कार्यों को करता हुआ देखकर प्रसन्‍्तर होता है। ऐसा बहिरात्मा गृहस्थ 
जैसे झपने धन पुत्रादि को बढ़वारो देखकर संतोष मानता है बसे ही दूसरे 
के भी परिग्रह व कुटुम्ब को वृद्धि देशकर संतोष मानता है। वह विषयों के 
भ्राधीन होकर इतना स्वार्थी बन जाता है कि झपने स्वार्थ में यदि किसी 
के द्वारा कोई बाधा पहुंचतो देखता है तो उसका बिगाड़ या नाश कर 
डालने में भी कोई संकोच नहीं करता । राज्य के लोगो पुत्र ग्रपने पिता तक 
को भी मार डालते हैं । स्वार्थोी बहिरात्मा राजा लोग झ्पनी प्रजा के हित 
की तरफ कम इष्टि रखते हैं तथा भ्पने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रजा 
को भी हानि पहुंचा देते हैं । बहिरात्मा की दुष्ट प्रत्यन्त स्वार्थयुक्त होती 
है। उसे न श्रपनी आत्मा की रुचि होती है श्लोर न पर को झात्मा को हो 
वह जानता है । 


आगे की उत्थानिका--इस तरह को सान्यता से युक्त बहिरात्मा 
झोर क्या करता है, यह बताते हैं- 


श्लोक--स्वप राध्यवसायेन देहेष्वविवितात्मनाम्‌ । 
बतंते विश्यमः पूंसां पृश्नभार्यादिगोचरः ॥११॥ 


अन्वयार्थ -- (देहेषु) श्रपनो या दूसरों की देहों में (स्वपराध्यवसायेन) 
स्व-पर की झ्रात्मा की मान्यता के कारण (झ्रविदितात्मनाम) प्रात्मा को 
न जानने वाले (पूंसां) पुरुषों के (पुन्नभार्यादिगोचरः) पुत्र स्‍त्री आबि 
सम्बन्धी (विश्वमः) ञ्म (बतंत) बतन करता है। 


भावाथं-..जंसा कि ऊपर कहा गया है कि प्रज्ञानी मिध्यावादी जीव 
प्रात्मा के स्वरूप को न जानकर मनुष्य, नारकी, देव व पशु के रूप को 
ही श्रात्मा जानते हैं। उस पर्याय में ही वे प्रात्मबुद्धि करते हैं भौर इससे 
पुन्न, स्त्री, धन, धान्‍्य आदि को, जो पश्रपनी श्रात्मा से बिलकुल भिन्न हैं 
तथा अपनी झात्मा का उपकार करने वाले नहीं हैं, भ्रपणा उपकार करने 
वाला सान लेते है । उनकी प्राप्ति में व उनके रक्षित रहने में सम्तोष 


(३५ ) 


तथा उनके वियोग होने पर वे महासन्ताप करते हें यहां तक कि प्रपना 
झपधात तक भी कर डालते हूं । 


निश्चय से स्त्री, पुत्र, सिश्न, साता व पिता भ्ादि की झात्मा झपने से 
भिन्‍न है। उनका जीवित रहना उनके झायु कर्म के भाधोन है तथा 
उनको सुख व दुःख होना उनके साता व श्रसाता वेदनीय कम के श्राधीन 
है। उनको आत्मा, शरीर व पुण्य पाप कर्म श्रादि सब यद्यपि श्रपने से 
भिन्‍न हैं पर फिर भो पअ्रज्ञानी बहिरात्सा उन स्थत्रो-पुत्रादिकों को श्रपना 
ही मान लेता है श्लोर यह चाहता है कि वे सब उसके झनुकूल व्यवहार 
करें। कदाचित्‌ उनका भझ्राचररा जब प्रपने मन के झ्नुसार होता है तब 
तो वह हुफ॑ से फूल जाता है और जब अपनी इच्छा के अनुसार उनका 
बतंन नहीं होता व उनकी दह्या बिगड़ जाती है तब पझ्पने हो सवा के 
झ्रभिप्राय से वह बहुत भ्रधिक शोक तथा संताप किया करता है। पुत्र के 
मोह सें कभी इतना भ्रंधा बन जाता है कि उसके मरर में श्राप पागल 
हो जाता है व कोई-कोई ऐसी दक्शा में अ्रपना प्रपघात तक भी कर लेते 
हैं। उन स्त्री-पुत्रादिकों को अपना सानकर वह अ्ज्ञानी जीव उनके लिए 
विषय को सामग्री को नाना प्रकार भ्रन्याय करके भी इकट्ठा करता है। 
जब उनसे वह ममता करता हे तब तो इस रूप वतंन करता है भोर यदि 
कदाखित्‌ किसी स्त्री या पुत्र या आता से भ्रपने विषय भोग में भ्ंतराय 
होता देखता है तो उनका शत्रु भी बर जाता है श्रोर उनके ताश सें कमर 
कस लेता है। 


विशज्वम मिथ्या सानन्‍्यता को कहते हैं। जो श्रपने सच्छे साथी कभी हो 
नहीं सकते उनको श्रपना सच्चा साथी मान लेना ही विश्रम है। यदि विचार 
कर बेला जाये तो हर एक प्रारी श्रपने-झपने स्वार्थ में लगा हुआ है। स्त्री 
झपने मतलब से पति से प्रेम करती है, पति अपने काम में सहायक देख 
कर सुत्री से प्रेम करता है, हमारे कार्य में मदद देगा व वुद्धावस्था में 
काम आायेगा', ऐसा समझ कर पिता पुत्र से स्नेह करता है तथा 'पिता से 
घनावि का लाभ होगा, यह जान कर पुत्र पिता को सान्‍्यता करता है। 


( ३६ ) 


संसार में ऐसा देखा जाता है कि जब किसी से ध्पना कोई स्वार्थ सिद्ध 
होता नहीं दिखाई देता तब उससे बिलकुल स्नेहू उड़ जाता है। भरपा8हिज 
बुढ़िया सास को व श्रपाहिज बूढ़े ससुर को पृत्रवध्ृ बिलकुल नहों चाहतो 
है। यहां तक कि झपने प्रिय पुत्र भी धन रहित, बुद्ध भ्रपा हिज पिता को 
नहीं चाहते हैं । मित्र मो विषय में सहायक होने के काररण हो मित्र से 
प्रेम करते हैं । 


देखा जाये तो संसार के सब भ्रज्ञानी प्रारती जहाँ अपने-पभपने सतलब 
में हो लगे रहते हैं वहाँ ज्ञानो पुरुष दूसरों का उपकार करते हुए वा उनसे 
काम लेते हुए उनके सर्वस्व को श्रपने से भिन्‍न द्रव्य मानते हैं प्रोर इसी 
काररा उनके संगम में वे विशेष फूलते नहों तथा उनके वियोग में विशेष 
दुःखी नहीं होते। वे यहो समभते हैं कि कुदुम्बियों से उनका सम्बन्ध, एक 
वक्ष पर रात्रि को बसेरा करने वाले पक्षियों के समान है जंसा कि स्वामी 
पृज्यपाद जो ने स्वयं भपने 'इष्टोपदेश' प्रन्थ में कहा है-- 


श्लोक--विग्दे शे भ्यः खगा एत्य संकसंति नगे नगे । 
स्वस्वकायंवशाद्यांति देश विक्ष्‌ प्रगे प्रगे ॥6॥। 


भावाथं---प्रनेक दिशाझ्रों के विभिन्‍न स्थानों से कई पक्षी श्राकर 
राजि को एक वक्ष पर मिलकर बसेरा कर लेते हैं श्रौर सवेरा होते-होते 
वे पक्षी अ्पने-अ्रपने कार्यवश अनेक दिशाओ्रों के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों को 
ऋले जाते हैं । 


इसी तरह एक कुटुम्ब में भी भिन्‍त-भिन्‍न गतियों से भिन्‍न-भिन्‍न 
जीव श्राकर एक साथ रहते हैं और जब भी जिसकी भ्रायु प्री होती है 
तब हो वह उस कुठुसम्ब को छोड़कर दूसरी गति में श्रपने कर्मों के अझनु- 
सार चला जाता है। जंसे वे पक्षो थोड़ी देर के लिए यद्यपि एक साथ 
ठहरते हुए भी भिन्न-भिन्न हो होते हैं बेसे ही एक कुटुम्ब में भो सब जीव 
भ्रपनी भिन्‍न-भिन्‍न सत्ता, कर्म, ब्राचरण और स्वभाव वाले होते हैं । 


( ३७ ) 


झानो जोब बाहर में उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करता हुआ भी पंतः- 
कररा में उतको झपने से भिन्‍न ही समझता है। यहां यह शंका भी नहीं 
नहीं करनी जाहिए कि समिथ्यादुष्टि प्रज्ानी जीव अ्रपन स्त्री-पुल्लादिकों 
से तीत्र राग करता हुआ उनका जेसा उपकार करता है उससे वह ज्ञानी 
जीव प्पने स्त्री-पुत्रादिकों का कम उपकार करता होगा क्‍योंकि भीतर 
से उनसे तीम्न स्नेह न करके वहु उनको नि३चय से अपने से भिन्‍न हो 
जानता है । यद्यपि ज्ञानो सम्परद्ष्टि प्रंत॒रात्मा वस्तु के सच्चे स्वरूप को 
जानता हुआ भीतर से उनसे तीतन्न स्नेह नहीं करता तथा जल में रहते 
हुए जंसे कमल जल से प्रलिप्त रहता है, बंसे ही कुट॒म्ब के स्नेह में 
झलिप्त रहता है तो भी श्रपने स्त्री-पुत्नादिकों का उपकार वह किसी तरह 
मी फग नहीं करता, प्रत्युत ज्यादा ही करता है क्योंकि बहिरात्मा का 
झ्भिप्राय तो जहाँ उन स्त्री-पुत्नादिकों के मात्र शरोर की रक्षा का ही 
रहता है वहाँ झ्ंतरात्मा का प्रयोजन उनकी ग्रात्मा तथा मन, वचन व काय 
सब को ही रक्षा फरने का होता है। वास्तव में बहिरात्मा द्वारा उनकी 
सद्डदी उन्‍नति न होकर झोौर भ्रवनति हो होती है जबकि अ्ंतरात्मा द्वारा 
उनकी सच्ची उन्नति होती है। भ्रंतरात्मा तो सुख्यता से उनको धर्मंसार्ग 
हो सुझाता है जिससे उनको श्रात्मा भी प्रंतरात्मा हो जाये । 

बहिरात्मा झ्पने व्यवहार के द्वारा अपने स्त्री-पुत्रादिकों के श्रद्धान 
को झौर मलिन कर देता है जबकि श्रंतरात्मा उनके श्रद्धान को निर्मल 
रखता है। प्रायः बहुत से मिथ्या श्रद्धानी जीव अपने भूठे यश के लिए 
छोटी झायु में श्रपने बालकों का विवाह कर देते हैं, नाच-तमाशे श्रादि में 
खूब द्रव्य लुटा देते हैं, बृद्धावस्था होने पर मी अपनी विषय बासना न 
रोककर स्त्री सम्बन्ध कर लेते हैं तथा भ्रपनी प्यारी कन्या के कई लेने 
वाले देखकर उसे दस हजार, बीस हजार या झौर भ्रधिक रुपयों में किसी 
झयोग्य वर को दे देते हैं ।॥ कन्या को देते हुए उन्हें उसके ऊपर यह दया 
भी नहों श्राती कि इसे बृद्ध पति कसे ठीक पड़ेगा। 

झंतरात्मा यश्षपि जगत के प्रारिगमात्र को ही झपना बन्धु मानता है, 
तथापि जिसका अपने शरोर के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है, उनका 


( इ८ ) 


तो वह विशेष उपकार करना चाहता है। इसी काररा स्त्रो-पुब्ादिकों 
में श्रपनेपने का भ्रम न करता हुआ भी वह उनके साथ बहुत हो उचित झोर 
योग्य व्यवहार करता है। यद्यपि वह प्रध्यात्म-रस का प्रेमी है तो भी 
अपने शुभ परिरणामों से भ्रपना कोई स्वार्थ या बदला न चाहता हुआ वह 
जगत के उपकार को -मलो प्रकार करता है। बहिरात्मा श्ज्ञानी का 
लोकोपकार जहाँ ध्रवइ्य किसी न किसी कषाय को पुष्टि के लिए होता है, 
चाहे वह मान हो या लोभ हो वहाँ श्रंतरात्मा किसी निजो कषाय को पुष्ट 
नहीं करता कितु जंसे ब॒क्ष बिना किसी निजी स्वाय॑ के दूसरों को फल 
देते हैं,, नदी किसानों को पानी देती है एवं मेघ जल की वर्षा करते हैं, 
उसी तुरह बिता अपने किसी स्वार्थ के श्रपने पुण्योदय से प्राप्त शक्तिपों 
को दूसरों के उपकार में लगाना ही वह श्रपना कत्तंव्य समझता है । 


बहिरात्मा जीव जहाँ श्रपने स्त्री-पुत्रादिकों में होने वाली मिथ्या 
मान्यता के वश् उनसे तोद्न मोह के कारण बड़ा भारी कम बांधता है 
तथा उनके विधय में अपने शभ्रज्ञान से दुःख भोगता है, वहाँ अ्रंतरात्मा 
झपने स्त्री-पुब्लाबिकों में रंचमात्र भी भ्रम श्रर्थात्‌ भूठे भ्रपनेपन को बुद्धि 
को न करता हुआ बहुत ही मंद मोहो होता है तथा उनके काररप झाप 
फभो दुःख नहीं उठाता। वास्तव में मिथ्या ज्ञान दुःखदायी है जबकि यथार्थ 
ज्ञान सुखदायी है । बहिरात्मा श्रपनी भूल से ही जगत में दुःख पाता है 
जबकि श्रंतर/त्मा श्रपनो सच्चो बुद्धि के काररा किसी भी प्रकार का कोई 
भी दुःख नहीं उठाता । 


बहिरात्मा के इस लोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दोनों 
ही जीवन क्योंकि दुःखरूप होते हैं इसोलिए श्राचायं महाराज इस बहि- 
रात्मपने को त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि भूठा भ्रम छोड़ो और 
सत्रों-पत्रादिकों से भूठा स्नेह मत करो । 


आगे की उत्थानिका--..इस प्रकार स्त्री-पुत्रादिकों में अ्रपनेपने का 
श्रम हो जाने का क्या फल होता है सो कहते हैं-- 


(३६ ) 


श्लोक-अ विद्या संजितस्तस्मात्संस्कारों जायते दृढः । 
येन लोको5इुगमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते ॥१३॥। 


अन्वयार्थ--(तस्मात्‌) इस मिथ्या साल्यता या श्रम बुद्धि से बहि- 
रात्मा के भीतर (अविद्या संशितः) प्रविद्या है नाम जिसका ऐसा (संस्कार: ) 
संस्कार भ्र्थात्‌ श्रसर (दृढहः) मजबूत या गाढ़ा (जायते) हो जाता है 
(यैन) जिसके द्वारा (लोक:) यह अभ्रविवेकी सनुष्य (भ्ंगमेव) शरोर को हो 
(पुनरपि) फिर फिर भी यहां तक कि ग्रन्य-प्रन्य जन्म में भो (स्व) 
झ्रात्मा (अभिमन्‍्यते) साना करता है। 


भावार्थ---पहां पर प्राचायं दिखलाते हैं कि इस प्रज्ञानी जीव में 
शरीरादि पर वस्तुओं को भ्रात्मा मानने की झविद्या कोई नवीन नहों है 
किन्तु बहुत प्राचीन है प्र्थात्‌ श्रनादि काल से है। जब-जब यह कोई भी 
शरोर पाता है तब-तब झपने को शरोर रूप हो सात लेता है। पशु 
झ्वस्था में में कुत्ता हूं, में बन्दर हूं, मे शेर हूं, में घोड़ा हूं, में भंस हूं, में 
सत्स्प हूं इत्पादि रूप से तथा मनुष्य श्रवस्था में में श्राह्मरा हूं, में क्षत्रिय 
हूं, में बंश्य हूं, में शूद्र हूं, में हिन्दू हूं, में श्रंग्रेज हूं, में यहूदी हूं, में पारसी 
हूं, में सुसलमान हूं, में बलवान हूं, में धनवान हूं, में उच्चकुलो हूं, में राजा 
हूं, में मूर्ख है, में बद्धिमान्‌ हूं, में पंडित हूं, मे दाता हूं, में भिक्षुक हूं, मे 
थावक हूं, में साधु हूं, मे निम्नंन्थ हूं प्लोर में तयस्वी हूं इत्यादि रूप से यह 
भ्रपने को साना करता है। इसी तरह नरक में यह अपने को नारकी व 
देवगति में देव मानता करता है । जिम जीव के पाप्त श्र तक श्रविद्या या 
मिथ्याज्ञान पाया जाता है, उसके बारे में यह समझना चाहिए कि उसने 
श्राज तक कभो भी फकर्मादि से भिन्‍न एक शुद्ध ब॒द्ध आत्मा की प्रतीति 
नहीं पाई है। उसकी ब॒द्धि पर प्रिध्यात्व का संस्कार जन्म-जन्म में रहा 
करता है जिससे सदा ही इस लोक में हो चाहे परलोोक में, वह श्रपने 
शरोर को ही भ्रपना सब कुछ, भ्रपना सर्वस्व जातता है, किन्तु उससे 
भिन्‍न चेतन्य वस्तु का कुछ भी पता नहीं लगाता। 


( ४० ) 

जेसे किसी पत्थर पर पुनः-पुनः रस्सी की रगड़ लगने से उस पर उस 
रस्सी के ऐसे गाढ़े चिन्ह पड़ जाते हैं कि वे भिटते नहीं या कठिनता से 
सिटते है वा जेसे किसी स्थान को कभो भी साफ न करने से उस पर 
मिट्टी और धृल जमते-जमते बहुत श्रधिक हो जातो है वा जेसे एक बार, 
दो बार या चार बार नशा कर लेने से नशे की ऐसी श्रादत पड़ जाती है 
जिसका छुटना कठिन होता है; बसे ही में पुदूगल रूप हो हूं श्रौर उससे 
भिन्न और कुछ नहीं हूं, इस तरह को बुद्धि बराबर रहने से उसका भ्रसर 
इतना शभ्रधिक पक्का हो जाता है जिसका मसिटना कठिन हो जाता है। 
यदि विचार कर देखा जाये तो अ्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव के पर में अ्रहुबुद्धि 
ग्रनादि काल से हो चली श्रा रही है, फोई समय ऐसा नहीं हुश्ना कि जब 
यह बुद्धि न रही हो । जिस-जिस द्रीर में जब-जब यह संसारी मिथ्या- 
दृष्टि जोव गया, उस-उस शरीर में तब-तब इसने श्रात्मबुद्धि की श्र्थात्‌ 
उसी पर्याय रूप अपने को माना। विग्रह गति मे भो यह उन्हीं भावों को 
रखा करता है जो मरते समय होते है इस कारण विग्रहग॒ति में भो यह 
पर्याय बुद्धि ही रहा । 

इस प्रकार इस जोब के गझ्नादि काल का यह अविद्या का संस्कार 
बहुत दृढ़ हो रहा हे जिससे यह जहाँ कहीं जिस भो दारीर में जाता है 
बहाँ वहीं उसी में आत्मबुद्धि कर लेता है। आचार्य कहते है कि ऐसे इस 
बहिरात्मपने को विषकार हो जिससे यह जीव श्रनादि से श्रन्धा हो रहा 
है। वे प्र रणा फरते है कि जीव को अरब यहो उचित है कि वहू श्रपनों 
इस श्रनादि की भूल को मेटे और अपना स्वरूप जो श्रनन्त ज्ञानानंदमय 
है, उसे पहचानकर श्रंतरात्मपना धारण करे। 


आगे की उत्थानिका--बहिरात्मा उपर्युक्त प्रकार मानता हुमा 
क्या करता है तथा अ्रंतरात्मा केसे इस भ्रम से बचता है सो दिखाते हैं- 


श्लोक--बेहे स्वबुद्धिरात्मानं युनकत्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्मन्येवात्मधोस्तस्माद्वियोजयति दे हिनम्‌ ॥१३॥। 


अन्वयाधं--(देहे) इस शरीर में व प्रस्य पर वस्तु झोर भावों में 


( ४१ ) 


(स्वबृद्धि) भ्रात्मा की बुद्धि रखने बाला बहिरात्मा (प्रात्मानं) श्रपनी 
श्रात्मा को (एतेन) इस देह से या पुदुगल कर्मादि से (युनक्ति) बंधनरूप 
कर देता है भ्रर्थात्‌ कर्म बंधन में पड़कर दोर्ध संसारी हो जाता है। एवं 
(स्वात्मनि एबं) भ्रपनों श्रात्मा के सच्चे स्वरूप में हो (आ्रात्मधीः) श्रात्मा 
को बुद्धि रखने वाला अंतरात्मा (देहिनम्‌) झ्रपनी श्रात्मा को (निश्चयात्‌) 
निश६चय हो (वियोजयति) देह से या पुद्गल कर्म बंध से छुड़ा लेता है । 


भावाथे---यहां पर भ्री पृज्यपाद महाराज ने बहिरात्मा और प्रंत- 
रात्मा की मान्यता के फल को बताया है । मिथ्यात्वी श्रज्ञावी जोव अपने 
आत्म द्रव्य का निइुचय से क्‍या स्वरूप है, इस बात को नहों जानता अतः 
वह बीतराग शुद्ध भाव को नहों पा सकता। उसके भावों से मोह की 
कालिमा नहीं मिटती और चित्त से विषय भोग के सुख की इच्छा नहों 
हटती । वह कषायों को दूर नहीं कर सकता । यह सम्भव है कि उसके शुक्ल 
लेश्या सम्बन्धी बहुत हो मन्‍्द कबाय रूप भाव हों, जिस काररा वह किसो 
का कभो भी ब्रा न विचारता हो तो भी जो जीव ग्रात्मज्ञान शुन्‍्य है उसके 
भ्रनंतानुबंधो कषाय का उदय रहता है और इसीसे उसके स्व॒रूपाचररा 
चारित्र नहीं होता । उसकी वासना से क्योंकि राग हेष मोह दूर नहीं होते 
इसी कारण बह भिश्यात्व झ्रादि कर्म की प्रकृतियों का बंध किया करता 
है। बंधावस्था में श्रशुद्ध भाव सहित ही वह मरण करता है, जिससे फिर 
शरीर को धारण कर फिर पहले के समान ही चेष्टा करता है श्रौर इस 
तरह दोघ संसारो हो जाता है। जब तक भिध्यात्वकर्म नहीं कटता तब 
तक करमंबंध दूर होने व संसार के छेद होने का प्रारंभ ही नहीं होता 
क्योंकि संसार को जड़ भिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व के दूर होते हो भ्रागामी 
कर्मबंध तो रुकने लगता है व पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा प्रारम्भ हो जातो है । 


आचार्य कहते हैं कि जो निश्चयनय से अ्रपनी श्रात्मा के सच्चे स्वरूप 
को पहचानता है, उसको भ्रशान की वासना मिट जातो है श्रौर वह श्रती- 
न्द्रिय सुख का प्रेमी हो जाता है। उसका लक्ष्य भ्रपनी श्रात्मा को विभूति 
की तरफ हो सर्वदा रहता है भौर लोक में रहते हुए भी वह धोतरागी 


( ४२ ) 


होता है । ऐसा भ्रंतरात्मा भिथ्यात्व और प्रनंतानुबंधी कषाय के झ्रसर से 
बाहर होता हुआ स्वरूपाचररण चारित्र का उपमोग करता है। उसके मोह 
(मिथ्यात्व) तो किसी सांसारिक वस्तु से होता नहीं, केवल चारिद्र मोह 
सम्बन्धी श्रल्प राग हेष रहता है, जिपसे उसके संस्तार के काररणमूत 
झागामी कर्म तो बंधते नहीं तथा पूबंबद कर्मों को निजंरा ही होती है । 
फल यह होता है कि उसका दीघं संसार छुट जाता है। वह ज्ञानों झंत रंग 
में बरागी रहता हुआ तथा लौकिक कर्मो को प्रयोजनब॒श करता हुझा भो 
उनके फल की इच्छा नहीं करता है, इसीसे वह अपनी झात्मा को पृथंबद्ध 
कर्मों से छुड़ाता रहता है । जो कोई जीव पिछले कर्मों के फल को उदासीन 
भाव से भोग लेता है, उसके नवीन कर्मों का बंध नहों होता भ्ोर यदि 
कदाचित्‌ भ्रल्प रागहेष के काररण कुछ थोड़ा सा होता भी है तो बह नहा 
के समान है। वह प्रल्प स्थिति व झ्ननुभाग लिए होता है जो शोीक्र हों 
छुट जायगा इसी से झाचाय॑ श्री ने कहा हे कि जो भ्रंतरात्मा है बह श्रपने 
श्राप को कर्मों से छुड़ाता है। यह नियम भी है कि जो जिस वस्तु से राग 
करेगा वह उससे बंधेगा तथा वह वस्तु उसके संग को न छोड़ेगी तथा जो 
जिससे बँरागी होगा उसका संग भ्रवश्य छूटने का है ही, इसी से सम्यग- 
दृष्टि जीव बंध से तथा देह से छूट जाता हे । 


आगे की उत्थानिका--देह के साथ श्रपनापना जोड़ते वाले बहि- 
रात्मा के निन्‍दतीय व्यापार को दिखाते हुए झ्राथाय खेद प्रगट करते हैं- 


श्लोक--बे हेष्व/त्मधिया जाताः पुश्नभार्यादिकल्‍पनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमंन्यते हा हुत॑ जगत्‌ ॥१४।। 


अन्वयाथं--(देहेषु) अपनी या दूसरों को देहों में (प्रात्मधिया) 
प्रात्मा को बुद्धि रखने से ही (पृत्रभार्यादिकलपना:) पुत्र, स्त्री आदि को 
कल्पनाएं (जाता:) पंदा होती है। (हा) खेद हे कि (जगत) यह जगत 
(ताभिः) उन्हीं स्त्मी पुझादि से (प्रात्मनः) भ्रपनो (सम्पत्ति) सम्पदा 
(मन्यते) मानता है, इसोलिए (हतं) नष्ट-अष्ट हुभ्ा है । 


( ४३ ) 


भावाथं-.प्राचाय्यं कहते हैं कि बहिरात्मा को झात्मा के भिन्‍न 
स्वरूप का भ्रद्धान नहों है इसोलिए उसे न तो आत्मा के प्रजर, 
हमर तथा झविनाशोपने का ही अ्रद्धान है श्लोर न इस बात का अ्रद्धान है 
कि परलोक में श्राट्मा जाती है भौर वहां श्रपने-प्पने कर्म का फल पाती 
है। संसार में ही लोन जो बहुत मोटे भ्रज्ञानोी जीव हैं उनका यहो हाल हे । 
वे इस मनुष्य जीवन को ही भ्रपना जीवन समभते हैं। उन्हें शरोर में हो 
झपना सर्वस्थ दोखता है। शरीर के जन्म की श्रपना जन्म व शरीर के 
मररख को वे भ्रपना मरण जानते हैं। पांचों इन्द्रियों के विषय-भोगों में 
हो ये सुख समभते हैं । उन विषय-भोगों में जो-जो सहायक होता है उस- 
उससे भ्रज्ञानी जीव की गाढ़ प्रीति होतो है, इसी से वह श्रपनो स्त्री से 
बहुत राग करता है झौर पुत्र, पोओं का प्रत्यन्त मोही होता है। घन 
सम्पत्ति भी वहु इसो लिए बहुत पेंदा करता है कि अ्रपने कुटुम्ब के साथ 
खूब भोग करू, पुण-पुणञी के विवाहादि सें खुब धन खर्च करू शोर खुब 
नाम कसाऊं । 


इस प्रकार की सिथ्या बुद्धि के काररा हो वह भ्रज्ञानी स्त्री, पुत्र भ्रादि 
के होते हुए अपने को सम्पत्तिवान्‌ समभता है। राध्ि-दिन उन्हों की चिता 
में फंसा रहता है। उनके सम्बन्ध से इसको जीवन भर के लिए इतना 
काम हो जाता है कि यदि एक हजार वर्ष को इसकी झ्ायु हो तब भी 
इसका काम समाप्त न हो। उन्हीं के सम्बन्ध से वह कभी सुख मानता है 
व कभी दुःख मानने लग जाता है। जब स्त्री पुआदि स्वस्थ होते हैं तब 
सुख झोर जब वे रोगी शोको होते हैं तब दुःख मान लेता है। रत्ी के 
वस्त्र, झआामुषरण झ्ादि बनाने का, प्त्रजन्म के प्रबन्ध का, पुत्र के विवाह 
का, पत्र के पुत्र होने का, उस पौन्न के विवाह का, पुनः पोज्न के पुत्र होने 
का और फिर उसके विवाह का इत्यादि कामों का प्रवाह सदा जारी रहे, 
ऐसी उसकी लालसा होती है। कुटुम्ब की विषय कामनाश्रों को पूति 
करता-करता झोर उनके मोह में उनको हर तरह राजी करने को तदबीर 
करता करता श्राप बृद्ध होकर वह मररा के निकट पहुंच जाता है तो भी 
अपनी लालसा को किसी तरह का नहीं कर पाता शोर भ्रंत में पछताता 


(४४ ) 


हुआ मरता है कि हाय ! में प्रमुक काम करे बिना चल दिया, यदि पोत्र के 
पौत्र का मुंह श्रोर देख लेता तो मेरा जन्म सफल हो जाता। 


ब्राचार्य सहाराज को मन में खेद इसोलिए झाता है कि ये प्रज्ञानो 
जीव व॒था ही अफ्ने इतने दुलंम मनुष्य जन्म को नष्ट कर देते हैं। मानव 
जन्म पाने का कुछ भी फल ये नहीं पाते झौर राग, हेष, मोह से महान्‌ 
तीम्न कर्म बांधकर दुर्गंति में चले जाते हैं। सच्छे धर्म को, सच्चे प्रात्मस्त्ररूप 
को व सच्चे सुख को न पहचान कर ये बेचारे श्रज्ञान के कारण भ्रपने 
भीतर रही हुई सुख शान्ति को नहीं पाते तथा संसार समुद्र से तिरने का 
यत्न करने का अधसर देने वाले. मानव जन्म को पाकर भी मोक्षमार्ग का 
कुछ भो साधन नहों करते हुए अपने को संसार चक्र में फिरने वाला हो 
बनाये रखते है । 

ग्राचार्य श्री को इस बात को सोचकर और भी खेद होता है कि यदि 
यह जीव सम्यग्हष्टि होता और गृहस्थी में स्त्री पत्रादि का उपकार करता 
व विषय भोग भोगता तो इसे गृहस्थी को बिना त्यागे हुए भो सुख-शांति 
रहती, कर्म बंध इसके बहुत तुच्छ होता श्रौर भविष्य में यह सद्गति का 
पात्र हो जाता। मिथ्यादृष्टि जीव को सम्यग्द्ष्टि को श्रपेक्षा अ्रधिक निरा- 
कुलता व साता रहती हो ऐसा नहीं है किन्तु एक सी ही सामग्रो व एक सा 
ही कुटुम्ब रहते हुए भी मिथ्यादुष्टि को बहुत श्राकुलता बबहुत कम साता 
रहती है और सम्यरदृष्टि को कम श्राकुलता व बहुत श्रधिक साता रहती है । 
श्रतः मात्र मिथ्याश्रद्धान तथा ग्रज्ञान के वश ही जीव श्रपना बुरा करता है 
झ्ोर कर्मो की गठरोी बांधकर संसार का पात्र हो जाता है। यदि इसकी 
समभ ठोक हो जाये अर्थात्‌ यह श्रात्मा को पहचान ले श्रौर झत्म-शञान 
पूर्वक स्त्रो पुत्रादि लक्ष्मी से काम ले, उनकी रक्षा तो करे पर उनके मोह 
में उन्मत्त न हो तो इसका जीवन इस जन्म श्रौर भ्रगले जन्म-दोनों जन्‍्मों 
में सुखदायों हो जाये । 

देह में श्रात्म-बुद्धि रखने व श्रात्मा में श्रात्म-बुद्धि न करने से ही इस 
जगत के सारे बहिरात्माश्रों की ऐसी दुष्यंवस्था हो रहो है। कुछ शानों 
श्रंतरात्माश्रों के सिवाय सारा हो जगत अपने स्वरूप के ज्ञान से बाहर 


( ४५ ) 


रहता हुपा अष्ट हो रहा है। इसी से झ्राचार्य देव का यह प्रभिप्राय है कि 
झपनी अ्रपनायत अपनी भ्रात्मा के यथार्थ शाता हृष्ठा स्वरूप में करो और 
झपनी प्रात्मा से बिल्कुल भिन्‍न, रात्रि को व॒क्ष पर बसेरा कर लेने वाले 
पक्षियों के समान जो स्त्री पत्रादि हैं उनके सोह में श्रपने को सत भूलो। 
जब तक उनका सम्बन्ध है तब तक उनका उपकार तो करो पर श्रंतरंग 
में सदा ही यह समझते रहो कि इनकी झ्रात्मा व इनके कर्म भिन्न हैं तथा 
मेरी श्रात्मा व सेरे कर्म शिन्‍त हैं, किसी आत्मा को सत्ता दूसरी किसो 
झात्मा से मिलतो नहों व किसी श्रात्मा का परिशामन किसी पश्रात्मा के 
ग्रात्नीन नहीं । प्राचाय प्रेरणा करते हैं कि इस प्रकार जल में कमल को 
तरह श्रलिप्त रह कर अपना जीवन सुख ज्ञांति से बिताझो । 


आगे की उत्थानिका--पश्रागे बहिरात्मा के स्वरूप को संकोचते 
हुए यह बताते हैं कि इस बहिरात्मपने को छोड़कर प्रंतरात्मा को भ्रपनी 
श्रात्वा में प्रवेश करना चाहिए- 


श्लोक--मूलं संसारदुःखस्य बह एवात्मधीस्ततः । 
त्यकत्वनां प्रविशेवन्तबं हिरव्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥ 


अन्वयार्थ-... (संसारदुःखस्थ) संसार के दुःखों का (मूल) मूल काररण 
(बेह एवं) घरोर में प्रर्थात्‌ पुदुगल व पृदूगल सम्बन्धी पर्यायों में हो 
(आार्नधी:) भ्रात्मपने की बुद्धि है (ततः) इस कारण से (एनां) इस मिथ्या 
बुद्धि को (त्यक्त्वा) छोड़कर ज्ञानी पुरुष (बहिरव्यापृतेन्द्रियः) झ्रात्मा से 
बाहर बाहरी इन्द्रियों के विषय रूप पदार्थों में इन्द्रियों के व्यापार को न 
प्रवर्ताता हुआ (भ्रन्तः) भपने श्रन्दर (प्रविजेत्‌) जावे श्र्थात्‌ श्रपनी झात्मा 
में ही प्रात्मबुद्धि करे और प्रंतरात्मा होकर अ्रपन्री प्रात्मा का श्रनु- 
भव करे । 


सावायं-.यहाँ श्राचार्य बताते हैं कि इस संसार में श्रनाविकाल से 
यह जोब पुद्गल जड़ को झपना रूप मानता हुआ, सिद्ध के समान अपना 
शुद्ध स्वभाव न जानता हुआ तथा सिध्यात्वकर्म के उदय से मिथ्या प्रष्य- 


( ४६ ) 


बसाय में पड़कर पर में क्‍ह्रहंबंद्धि तथा ममकार बृद्धि करता हुआ रागहेष 
भावों में परिरामन करके तोद् कर्से बंध करता है। उस कर्म के उदय से 
यह फिर नरक, पशु, मनुष्य आादि गतियों में पुनः-पुनः कमरा कर जन्म, 
जरा, सररण, इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, शारोरिकव्याधथि, सानसिकआाधि 
तथा क्षेत्र सम्बन्धी कष्ट आदि नाना प्रकार के अ्रसहक्त दुःखों को भोगता 
है तथा फिर पुनः रागट्ष करता हुआ नवीन कर्ंबन्ध कर लेता है। इस 
तरह जड़ को झपनाने से यह पुनः-पुनः कर्मों को बांध कर उनका फल 
भोगा करता है और संसार में रुला करता है। झ्राचायं ज्ञानी पुरुष को 
शिक्षा देते हैं कि 'तू पर में ग्रापा सानने को इस भूठी बुद्धि को छोड़ श्र्थात्‌ 
कर्मों के उदय से तेरी जो भी पअ्रनेक झवस्थायें हों उनको केवल नेमित्तिक 
जान, उन्हें अपने आत्सद्रव्य का स्वभाव न समझ; । सिद्ध महाराज को जंसी 
पवित्र आत्मा है बसा ही तू अ्रपने को पवित्र जान, तेरी और डर भगवान्‌ 
को जाति एक है। एवं इन्द्रियों के विषयों में तू सुख मानता छोड़ । 
इन्द्रियों के विषय भोग का सुख तृप्तिकारी नहों है, ग्राकुलता रूप है, इससे 
उस सुख को उपादेय न ससभकर केवल श्रतीन्द्रिय सुख को ही उपादेय 
जान । झौर इस प्रकार झ्पनी अपनायत अ्पनो श्रात्मा के सच्चे स्वरूप 
में करके तू झ्रंतरात्मा हो जा ( अपने स्वरूप का जोव को साक्षात्‌ झनुभव 
हो जावे' यह प्रभिप्राय यदि आचायें महाराज का यहाँ लिया जाये तो 
उससे यह भावार्थ निकलता है कि शानी जीव को अश्रपने उपयोग को सर्व 
इन्द्रियों के व्यापारों से हटाकर भोतर प्रवेश करना चाहिए प्रर्थात्‌ अपनी 
झात्मा सें तन्‍्मय होकर स्वानुभव का झानन्द लेना चाहिये । 


एक गृहस्थो न्यायपूर्वक इन्द्रियों के विषयों को सेवता हुआ भी झंत- 
रात्मा रह सकता है। जंसे कोई उच्च-कुलों महाजन प्रपनी मोरी को मेल 
से भरो देखकर स्वयं फाड़, झौर पानो लेकर उस मोरी को थोता है, यह 
काम वह करता है पर इसमें उसको रुचि नहीं है, मेल धोने के लिये उसे 
ऐसा करना पड़ता है भ्रथवा किसो के शरीर में भारी ज्व्रर है उसे दूर 
करने के लिए उसे कड़वी श्रौषधि खानी पड़तो है, रुचि से बह उसे नहीं 
खाता है बेसे हो सस्यग्दृष्टि तस्‍्वज्ञानो प्रंतरात्मा गृहस्थ कषायों के जोर 


( ४७ ) 


को दबाने के लिये प्रससर्थ होकर योग्य विषयों का सेवन करता है पर 
झंतरंग से उन्हें उपादेय या ग्रहरा करने योग्य नहीं जानता है, उसको गाढ़ 
रुचि तो झपने स्वरूप के अनुभव को हो होतो है । जगत में बहुत से काम 
ऐसे होते हैं जिनमें प्रपनी गाढ़ रुचि न होने पर मो जिन्हें करना पड़ता है 
जैसे किसो राजा का कोई नौकर है, वह राजा झपने शौक से किसी नाटक 
को देख रहा हे भ्लोर नोकर को इच्छा नहों हैं कि में नाटक देखने जाऊं पर 
फिर भी राजा के मय से उसे प्रसन्‍न करने के लिए उसे राजा के साथ 
जाना पड़ता है श्लोर उसकी क्रिया में प्रा सहयोग देना पड़ता है। इसी 
तरह तस्वज्ञानी भी पूर्बंबद्ध कर्मों को तीब्ता से इन्द्रिय विययों को बाधा 
को सहने में असमर्थ होकर विषय-सेवन तो करता है पर फिर भी अपने 
गाढ़ झात्मश्रद्धान के बल से वह अंतरात्मा ही रहता है। भ्राचाय कहते हैं 
कि उस ज्ञानी सम्परद्ष्टि की एक अवस्था यह है जिसमें विषय सेवन 
करते हुए भी वह इन्द्रिय-विषयों का व्यापारी नहीं कहलाता । दूसरी 
झवरथा सम्परदृष्टि को वह होती है जब झ्पनी इन्द्रियों को संकुचित करके 
वह प्रात्ममनन तथा झात्मानुभव करता है और इससे भी ऊंचो भ्रवस्था 
यह होतो है जब सब परिग्रहादि को छोड़कर वह सतत आात्मानुभवो रहने 
का यत्न करता है । 


झाचाय॑ महाराज का प्रयोजन यहाँ यहबताने का है कि जब बहिरात्म- 
पने को वश सर्वया वुःखदा4ो हो है तब इसका त्याग कर श्रवदय प्रंतरात्मा 
हो जाना चाहिए ओर श्रपने जीवन को सुखमय बनाने का उपाय करना 
चाहिए। संसार में दुःखों को उठाने का बोजभूत कारण मात्र एक 
मिश्याबुद्धि ही है। प्रपने अभ्रसत्‌ श्रद्धान से ही जीब का श्रनादि काल से 
संसार में भ्रमण हो रहा है श्रोर इसको श्रपनी भूठी मान्यता से ही बहुत 
दुःख उंठाना पड़ रहा है। जो जीव अ्रपनी बुद्धि यथायं कर लेता है प्र्थात्‌ 
सम्परदुष्टि तत््वश्ञानी हो आता हे, वह बाहर में दुःखों को सामग्री रहते 
हुए भी दुःखी नहों होता झौर यथा वस्तु स्वरूप का विचार फर सम- 
भाव हो रखता हूँ । 'अंतरात्मपने को सुख का बीज जान भव्यजोव को 
उसे धारण करना चाहिये -ऐसा भरी पूज्यपाद स्वामी का यहाँ प्रभिप्राय हे । 


( ४८ ) 


आगे की उत्थानिका--भ्रंतरात्मा भ्रपनी आत्मा में झात्मबुद्धि 
करता हुआ यह समझता हैँ कि अनादि काल से सुझे जिस पदार्थ का 
लाभ नहों हुम्ना था सो पदार्थ मुझे मिल गया प्रर्थात्‌ मैं श्रपनी भ्रात्मा को 
मिथ्या ही अशुद्ध रूप जान रहा था सो श्रव मैं उसके सच्चे स्वरूप को 
पहचान गया, मु्े एक श्पुरव॑ लब्धि मिल गई । इस तरह परम संतोथी 
होकर झपनी पहले की बहिरात्मपने को श्रवस्था को स्मरण करके विषाद 
करता हुआ वह इस तरह अपने सन में कहता है--- 


श्लोक-मतश्च्युत्वन्द्रियद्वा रं: पतितो विषयेष्वहम्‌ । 
तान्‌ प्रपद्माहमिति मां पुरा वेद न तक्त्वतः १६।। 


अन्वयाथथं-.. ( भ्रह) मै (मत्त:) श्रपने श्रात्मस्वरूप से (च्युत्वा) हठ 
करके श्रर्थात्‌ श्रात्पस्वरूप को न जान करके (इन्द्रियद्वारं:) इन्द्रियों की 
कामनाओं के द्वारा (विययेषु) इन्द्रियों के विषय सम्बन्धी पदार्थों में 
(पतितः) गिरा पड़ा था श्रर्थात्‌ श्रति श्रासक्ति से इन्द्रिय भोगों में लिप्ल 
हुआ पड़ा था तथा (तान्‌) उन विषयों को (प्रपद्च) प्राप्त होकर श्रर्थात्‌ 
थे बिषय मेरे उपकार करने वाले हैं! ऐसा समभकर उसमें मग्न होकर 
(पुरा) भ्रगादिकाल से (अउम्‌) “मैं प्रात्मा हूं, शरीरादिक नहीं हूं” (इति) 
ऐसा (मां) शपने आपको (तत््वतः) तत्त्व दृष्टि से श्रथवा परमार्थ से वा 
निशचयनय से (न बेद) नहीं जानता था श्रर्थात्‌ श्रनुभव नहीं करता था, 
इसका सु बड़ा सोच है । 


भावार्थ--यहाँ पर श्राचायं देव ने बहिरात्मा से श्रंतरात्मा हो जाने 
पर उस अंतरात्मा के मन के विकल्प को दिखाया है। बहुत बार ऐसा 
हो जाया करता है कि हम अपने श्रम से किसी के बारे में कुछ प्रतोति 
कर श्रनेक कष्ट सह कर कुछ चेष्टा करते हैं पर जब पता चल जाता है 
कि बसा ससकता हमारी भूल थी तब हमको पछतावा होता है। ज॑से 
कोई मनुष्य देश हित के विचार से हमारे प्रबन्ध में श्रुटियां देखकर उसकी 
बुराइयाँ हमें बताता है और हम उस सनुष्य को झपना शत्रु समझकर 


( ४६ ) 


उससे मन में द्वेष रखते हैं तथा उसको हानि होने का उपाय करते हैं और 
प्रत्युत उसे हानि पहुंचा देते है। कुछ काल पीछे जब हमारा यह भ्रम दूर 
होकर कि “उसने हमारा श्रहित किया' हमें ऐसा विश्वास बेठ जाता है 
कि “वह तो हमारा हितंषी था तब हमें बहुत कुछ पछतावा होता है कि 
व॒था ही जो हमने इतने काल तक उससे द्वषभाव किया वह हसारो बड़ी 
मूल थी, हमें तो उसकी बात पर ध्यान देकर अपनी चब्रुटियों को सिटाना 
चाहिए था। शझ्रथवा जैसे किसी ने किसी नौकर को नौकरो पर रखा 
शोर उसका श्रपने हितू के रूप में विश्वास कर लिया पर था वहू चोर । 
जब भी वह अ्रवसर पाता था उसके माल की चोरी कर लिया करता था। 
जब कालांतर में स्वामी को इसका भेद सालुम हुआ कि यह नौकर तो 
मेरा अहितू है, चोर है तब उसे उसका विदववास उठ जाने के साथ-साथ 
यह भी रंज होता है कि मैने बड़ी भूल को जो इतने दिन तक इस चोर 
का विश्वास करके ग्रपना इतना बिगाड़ किया । 


इसी प्रकार वह अन्तरात्मा पदचात्ताप करता है कि मैने इन्द्रियो की 
इच्छाओं के श्राधीन होकर अनादिकाल से अ्रब तक इन्द्रिय-विषय भोगों को 
ही अपना सर्वधा हितु समझा तथा उनके भीतर अति आसक्ति होने से 
बहुत कुछ न्याय-अ्रन्याय किया एवं परलोक की भी चिन्ता नहीं की । 
अपनो आ्रात्मा को मेने बिलकुल भी न समका और सदा अपने को शरौर- 
रूप हो माना किया । मैने कभो ऐसा न जाना, न श्रद्धान किया और न 
अनुभव ही किया कि यथार्थ में सेरी झ्रात्मा का स्वभाव तो कर्मकलंक 
रहित, राग द्वेष मोह रहित, ज्ञानमयी, आनन्दमयी, परम वीयंसयी, निरा- 
कुल, शुद्धस्फटिकवत्‌ निमंल, अमूत्तिक, श्रसंख्यातप्रदेशी, श्रनन्तगुर पर्यायों 
के निडरूप चंतन्य घातुषयी एबं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हे। वह श्रोर 
विचारता है कि इन इन्द्रिय-विधय भोगों को शझ्रपना उपक्तारी जानकर 
मैंने बड़ी भारी भूल की, उन्होने तो वास्तव से मेरा बडा भारो श्रपकार 
किया कि जो तोतस पाप बंधनाकर भुझे संसार में रुलाया । उनके ही मोह- 
जाल में पड़कर तो परम सुख को समुद्र अपनी झात्ला को मेने न पहचाना 
झोर बिषयों में प्रम्णा होकर हिसा, चोरो, भूठ, व्यभिजार शभ्रादि कुकम किमे 


( ४० ) 


जिससे घोर पाप बांधे झौर दुर्गंति में जाकर महावेदनाएं भोगीं। वास्तव 
में मैंने भ्रपने श्रापका घात ही किया कि जो इस परम प्रथु प्ात्मा को 
निगोद को एक इ्वास में श्रदारह बार जन्म-म्ररतप करने वालो पर्याय में 
भो डाल दिया। जो मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, योयं, सम्यक्तथ एवं चारित्र 
झ्रादि गुरण रूपी रत्नों के चुराने वाले थे, उनको अ्रपना प्यारा समभकर 
ग्रपना बहुत कुछ बिगाड़ मैंने किया-इस तरह पछतावा करके श्रपने को 
झ्ाज वह धन्य मानता है कि मेरी बह ग्रनादिकालीन भूल सिटी मेंने भ्रपन 
सच्चे स्वरूप को जाना तथा इन्द्रिय चोरों का कार्य मेरे विव्वास पथ में 
ग्राया । 

इस कथन से श्राचार्य महाराज ने भ्रंतरात्मा के विदवास की शुद्धता 
को बताया है क्योंकि जब तक जीव को अपने स्वरूप का पक्‍का विश्वास 
नहीं हो जाता तब तक उसके भीतर ऐसे विचार नहों उत्पन्न होते । 
ग्राचायंदेव का श्रभिप्राय है कि अ्रंतरात्मा होने वाले को ऐसे भाव मन सें 
दृढ़ करने चाहिये तभी उसकी प्रंतरात्मबुद्धि स्थिर होगी श्रौर वह बहि- 
रात्मपने से रक्षित होगा । 


आगे की उत्थानिका--प्रव अ्रंतरात्मा को श्रपनो पझ्लात्मा को 

जानकर उसका अनुभव करने का उपाय बताते हैं-- 
श्लोक-एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचत्पज दन्‍्तरशंषतः । 
एप योगः समासेन प्रदीप: परमात्मनः ।१७॥। 

अन्वयार्थ--(एवं) जंसा कि आगे बतायेंगे, उस रीति से पहले 
(बहिर्वाच॑ ) पुत्र, स्त्री, धन, धान्य सम्बन्धो बाहर कहे जाने वाले शब्दों 
को (अ्रशेषत: त्यक्त्वा) सर्व तरह से छोड़कर, पोछे (झंतःवाचं) भ्रंतरंग की 
बचन प्रवृत्ति को श्रर्थात्‌ मे शिष्य हूं, गुरु हूं, सुखी हूं, दुःखी हूं, चेतन हूं, 
भ्रसंख्यात प्रदेशी हूं एवं श्रनन्‍्त गुणपर्याय स्वरूप हूं इत्यादि सनके सारे 
विकल्पों को भी (अ्रशेषतः) सम्पूर्रापने (त्यजेतृ) त्याग देवे। (समासेन) 
संक्षेप से (एब) यही (योगः) योग श्रर्थात्‌ भ्रपने स्वरूप सें चित्त के रोकने 
रूप समाधि भाव है जो कि (परमात्मनः) परमात्मा के स्वरूप का 
(प्रदोष:) प्रकाश करने वाला है । 


( ५१ ) 


भावार्थ-अ्रब यहाँ ग्राचार्य समाधिभाव पाने का उपाय भ्रंतरात्मा 
को बताते हैं जो कि भ्राचायंदेव का प्रयोजन इस ग्रन्थ को लिखने का है। 
अपने स्वरूप में एको भाव हो जाना ही समाधि है, वहीं स्वानुभव की प्राष्ति 
होती है श्रोर उस समय सन जचन काय फो क्रियायें बन्द हो जातो हैं । 
समाधि के लास के लिए सनुष्य को निइचल आसन से बेठना चाहिए श्लौर 
काय को क्रिया को बन्द कर देना चाहिए। फिर उसे बहिजंल्परूप बाहरी 
वचन की प्रयुत्ति को बन्द करना चाहिए शप्रर्थात्‌ किसो भी स्त्री, पुत्र, मिश्र 
व सेवक झ्ादि से किसी प्रकार का भो वचनालाप न करना चाहिए यहाँ 
तक कि धर्म चर्चा को भी रोक देना चाहिए। फिर मंद-मंद भीतर ही 
भीतर कुछ जप करने वा पाठ पढ़ने रूप श्रन्तजल्प को भी बन्द कर देना 
चाहिए एवं तत्पदचात्‌ भन में में ऐसा हू, ऐसा था, ऐसा हूंगा वा में 
ज्ञानरूप हूं, दर्शनरूप हूं, चारितरूप हूं' इत्यादि जो चिन्तवन होता है 
उसे मो बन्द कर देना चाहिये | जब सम्पूर्ण रूप से मन बचन काय को 
बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति बन्द हो जातो है तब झात्मा का उपयोग आझ्रात्मा में ही जा 
डूबता है, उसी सें ही तनन्‍मय हो जाता है। उसी समय योग पंदा होता 
है जिस योग को ध्यान तथा समाधि मो कहते हैं । वहीं पर निश्चय 
रत्नत्रय का लाभ है तथा व्यवहार रत्नक्रय भी उसो में गरभित है जंसा कि 
कली नागसेन सुनि ने अपने 'तस्वानुशञासन' ग्रंथ में कहा है-- 


श्लोक-स च मुक्ति हंतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो5पि । 
तस्मादश्यसन्तु ध्यानं सुधियः सदाप्यपास्यालस्यं ॥३३॥।। 


भावाथं-..इस प्रकार का जो निइ्वय व्यवहार रूप मोक्षमार्ग है 
सो क्योंकि ध्यान के भोतर प्राप्त हो जाता है इसोलिए बुद्धिमानों को सदा 
ही आलस्य को त्याग कर इस ध्णान का प्रस्यास करना चाहिए । 


वास्तव में सम्परदर्शत, सम्परज्ञान और सम्यग्चारित्र आत्पा के गुरस 
हैं श्र्थात्‌ श्रात्मा इन तोन स्वभावों से खासी नहों है इसीलिये जहाँ उप- 
योग की किरण मिटती है और उपयोग झपनो झात्सा में श्राप ही तन्मय 


( ५२ ) 


होता है वहाँ लिइच य रत्नत्रय रूप साक्षात्‌ सोक्षसार्ग भ्रवदय है तथा क्ष्योंकि 
काया को क्रियाएं भी वहाँ संकुचित रूप हैं श्रौर मन में किसी क्रिया का 
वा प्रस्य किसो प्रकार का कोई विकल्प न होते हुए भी श्रन्तरंग में पदार्यों 
का ज्ञान व भ्रद्धान वत रहा है इसोलिये वहाँ व्यवहार रत्नन्नय भो है। 
इस तरह योग रूप होने से जो स्वानुभवरूपी ध्यानारग्वि जलती है वह 
काप्त के समान कमंरूपी इंघन को तो जलातो हे श्रोर प्रज्ञान भ्रन्धकार को 
दूर करके परमात्मा का स्वरूप प्रकाश में लाती है। यही मोक्ष का उपाय 
है । इसो सतत स्वानुमत से संबरपूर्वक निर्जरा होती है श्रोर भ्रात्मा धीरे- 
धोरे शुद्धता को प्राप्त करता जाता है। श्रागे ग्राचार्य इस योग-साधन के 
ही उपायों का निर्दोष खुलासा करंगे, उसी के लिए यह कथन पीठिका 
रूप समभना चाहिये । 


आगे की उत्थानिका---श्रागे कहते है कि बाहरी वचन की प्रव॒त्ति 
का त्याग करने के लिये अन्तरात्मा को ऐसा विचारना चाहिये--- 


श्लोक--यन्मयादुश्यते रूपं॑ तन्न जानाति स्वथा । 
जानन्‌ न दृश्यते रूप॑ ततःकेन ब्रवीम्यहम्‌ ।१८।। 


अन्वयार्थ-..(यत्‌ रूप) इन्द्रिययोचर जो शरीर ग्रादि रूपी पदार्थ 
(सया) मेरे द्वारा (हृह्यते) इन्द्रियों से जाना जाता है (तत्‌) वह ॒ पदार्थ 
ग्रचेतन होने से कहे हुये वचन को (सर्वंधा) बिल्कुल भी (न जानाति) 
नहीं जानता है (इसीलिये जो जड़ रूपी पदार्थ है उनसे क्या बात करनी, 
जो जान सकते हैं उन्हीं से बात करनी उचित है ।) तथा (जानन्‌ रूप॑) 
जो जानने वाला चेतन्य स्वभाव है वह (न दुध्यते) दिखलाई नहीं पड़ता 
है प्र्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा जानने सें नहीं श्राता है क्योंकि यह अमृत्तिक 
एवं स्पश्, रस, गन्ध, वर्ण रहित है (पत:) जब ऐसी दशा है तब (झहम) 
में (केन) किसके साथ (ग्रवीमि) बात करूं ? 


सावाथं-.-यहां पर श्राचायं बोलने का झगड़ा छुड़ाकर प्रन्तरात्मा 
को झात्म-प्रनुभव करने फा उपाय बताते हुये द्रृब्याथिक नय को प्रधान 


( ५३ ) 


कर जगत का स्वरूप बताते हैं कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाये तो हर एक 
प्राणी में प्रमट क्रिया करने वाले पुदूगल श्रोर जोव-ये दो ही द्रव्य हैं। 
पुद्गल द्रद्य का स्वरूप देखा जाये तो वह बिल्कुल अ्रचेतन है, जड़ है, वह, 
कुछ समझ नहीं सकता । यद्यपि बह दिखाई तो देता है तथापि ज्ञानशुन्य 
होने से उसे यदि हम कोई बात कहें तो वह सुन नहीं सकता । जीव द्रव्य 
का स्वभाव देखा जाये तो वह यद्यपि चेतन है, बात को समझ सकता है 
तथापि श्रर्मुत्तक होने से हमारी इन्द्रियों से वह दीखता नहीं श्रौर जब हम 
उसे देख ही नहीं सकते तब उससे बात ही क्या करे । 


दूसरी बात जोव के सम्बन्ध में यह भी है कि उसका स्वभाव ज्ञाता 
दृष्टा है पर उसके मतिज्ञान श्रतज्ञान नहीं है, इससे इन्द्रियों के हारा देखने 
का व सुनने का क्राम वह नहीं कर सकता । यदि वह हमारी बात सुन 
कर हमसे बात कर सकता होता व हमें उत्तर दे सकता होता तो उससे 
बात करना भो ठोक था पर जब जीय का स्वभाव संकल्प-विकल्प रहित, 
शुरू, निधिकार एवं राग द्वंधादि मेल से रहित ही है तब उसके द्वारा 
हमारी बात सुनने का विकल्प करना और फिर हमें उत्तर देने का विकल्प 
करना प्रसम्भव है क्योंकि द्रव्याथिक शुद्धनय से ग्रात्मा का स्वभाव श्री 
झमृतचन्द्र महाराज ने इस भांति कहा है-- 


श्लोक-अ।त्मस्वभावं परभावभिननसाप णंमान्तविमुक्तमेक । 
विलीनसंकल्प विकल्पज।लं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो< भ्युदेति ॥१८॥। 


भावाथं-..शुद्ध निहचयनय ऐसा बतलाती है कि भ्रात्मा का स्वभाव 
परमाव से जुदा, अपने ग़रुणणों से पूर्ण, श्रादि व श्रन्त से रहित, एकरूप 
तथा संकल्प विकल्प के जालों से रहित है । 


झनुभव के लिये झ्रम्यात करने वाले प्ंतरात्मा को यही उचित है 
कि वह पश्रपनी भझात्मा को तथा जगत को द्रव्यदुष्टि से देखे । जब वह ऐसा 
देखेगा तब ब्रवर 4 ही उसके समता प्रकाशमान हो जायेगी । इस दृष्टि से 
देखने पर हूर एक मनुष्य में आत्मा और पुद्गल-ये दो दृव्य श्रलग-अ्रलग 
दीखते हैं श्रोर इस काररा बचनों का कहना व सुनना बनता हो नहीं 


( ५४ ) 


क्योंकि पुद्गल तो जड़ होने से बात घुनने और कहने से लाचार है झौर 
जोब शुद्ध निधिकार होने से बात के सुनने व कहने के झगड़े में पड़ सहीं 
सकता । इस तरह भ्रन्तरात्मा को झपते भोतर विचारकर किसी से बात 
करने का भाव मन से बिल्कुल निकाल देना चााहये। 


कहने का तात्पयं यह है कि भ्रात्म-भनुमव के समय वारत्तालाप करने 
का भाव भी बाधक है। भाचायं महाराज ने बहुत हो प्रपूर्ष युक्ति से भ्रन्त- 
रात्मा को वचन प्रवृत्ति को हटाया है। साधक प्राणी को उचित है कि 
इस बात पर पूरा लक्ष्य देकर एबं मनन करके इसे पक्का समझ ले । 


आगे की उत्थानिका--भ्रब झ्राचार्य बताते हैं कि श्रपने भीतर के 
विकल्प को छोड़ने का यत्न करते हुये प्रंतरात्मा को इस तरह बिचार 
करना चाहिये- 


श्लोक--यत्परः प्रतिपाद्योडहू यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्‍्मत्तचेष्टितं तन्‍्मे यदह॑ निधिकल्पकः ॥१८॥।॥। 


अन्वयार्थ--.अंतरात्प विचार करता है कि (यत्‌) जो कुछ (झ्रहम्‌) 
में (परं:) दूसरों से श्र्थात्‌ उपाध्याय श्रादिकों से (प्रतिपाद्य) समझाने 
योग्य हूं तथा (यत्‌) जो कुछ (परान्‌) दूसरों को श्रर्थात्‌ शिष्यों को (प्रति- 
पादये) में समझाता हूं (तत्‌) वह सब (से) सेरी (उन्मत्त चेष्टितं) उन्‍्मत्त- 
पने की चेष्टा है अर्थात्‌ मोह के ग्राधोन होकर सेरे सन का यह सब 
विकल्‍प जाल है, जसे ब्रावले की सो क्विपा हो बेसो यह सेरो क्रिया है 
(यत्‌) क्योंकि (अहम्‌) मैं तो वह प्रात्मा हूं जो (लिबिकल्पकः) सब प्रकार 
के विकल्पों से रहित है श्रर्यात्‌ जो श्रात्मा बचन विकल्पों से कभौ प्र हर 
में नहों भ्रा सकता सो हो में हूं । 


भावाथं-.-.पहां पर श्रावार्य प्रंतरात्मा को भीतरी विकल्प हुटाने का 
शिक्षा देते हुए कहते हैं कि उसे ऐसा विचार करना चाहिये कि सेरो स्‍ात्मा 
का स्वरूप केवल अनुभव गम्य है, वहु स्वरूप न तो किसोविक्षह॒प में 


( ५४५ ) 


हो पाया जाता है श्लोर न किसी विकल्प से या वचन के भेद से उसका 
झनुभव हो हो सकता है इसोलिये मेरा ऐसा सोच ना कि मुर्भ कोई श्रन्य, 
झात्मा के स्वरूप का श्रनुभव करा देगा या मैं किसी दूसरे को त्मभा 
कर उसे आत्मा का ग्रहरा करा दूंगा, केवल उन्मत्त व्यक्ति के विचार 
के समान है। जो काम हो हो नहीं सकता उसको करना या करने का 
विकल्प करना सात्र वुथा ही है। आ्रात्मा जब निविकल्प है श्रर्थात्‌ श्रभेद 
रूप से ग्रनन्त गुणों का समुदाय है तब उसका वर्णन वचनों से होना 
कठिन है। बचनों से तो केवल इशारा मात्र होता है। कोई ऐसा दावा 
करे कि में बचनों से किसो दूसरे को समझा दूंगा या दूसरा कोई मुझे 
समझा देगा सो असंभव है। आत्ना का ज्ञान तो तब ही होगा जब उस 
श्रात्मा का अनुभव होगा इसी काररय उसे विकल्प रहित कहते हैं | यहाँ 
पर भी आचार्य देव ने निश्चयनय को प्रधान करके ऐसा कहा है । जो नय 
वास्तविक बात का प्रतिपादन करती है उसे निश्चयनय कहते हैं। उसी 
नय से यह बात कहने में श्राती है कि श्रात्मा श्ननुभवगोच र है । 


ध्यान में बेठकर मनन करने वाले को उचित है कि ज॑से वह बाहरी 
वबचनों की प्रवृत्ति को छोड़े वेसे ही श्रंदर के मन के विकल्पों को भी 
त्यागे । सर्य वचन-प्रवृत्ति और मन के विचारों को, जिनका कि सम्बन्ध 
झपनी झात्मा के सिवाय अन्य पर वस्तुओझों से है, बिल्कुल छोड़ देना 
चखाहिए। झात्मानुभवी पहले आत्मा के स्वरूप का सनन करता है श्रोर 
फिर सनन करते-क रते जब वह स्वरूप में थिर हो जाता है तब स्वान्‌ भव 
पैदा होता है । इस तरह अपने स्वरूप के अनुभव का प्रेमी वह अ्रंतरात्मा 
सर्व बाहरी श्लोर मोतरी विकल्पों को छोड़कर आत्मा रूपी बाग में ही 
क्रोड़ा करने लगता है भ्लौर वहों जमकर स्वरूपानंद का परम स्वाद लेता है। 


आगे की उत्थानिका--प्राचायं कहते हैं कि विकल्पों से रहित 
उस आत्मा का स्वरूप प्रतरात्मा के भ्रनुभव में इस रूप में श्राता है-- 
श्लोक--यदग्राह॒यं॑ न गृहणाति गृहीत॑ नापि मुझख्चति । 
जानाति स्वंधा सर्व॑ तत्स्वसंवेद्यसस्म्यहम्‌ २०॥। 


( ५६ ) 


अन्वयार्थ- (यत्‌) जो शुद्धात्मा का स्वरूप है वह (अ्रग्राह्मय ) प्रपने 
स्वरूप से बाहर जो ग्रहरण में आने योग्य नहीं है ऐसे कमंपुद्गलों व 
कर्म के उदय के नि्ित्त से होने वाले क्रोधादि भावों को तो (न गृह्ह्माति) 
ग्रहण नहीं करता है श्रथांत्‌ अपने आत्मस्थभाव रूप नहीं करता है तथा 
(गृहोत॑) जिस अनन्त ज्ञानादि स्बरूप को वह ग्रहण किये हये है उसको 
कभी भी (नापि मुझ्चति) छोड़ता नही है तथा (सर्व) सर्व चेतन और 
अचेतन वस्तुमात्र को (सर्वधा) सब तरह से उनके अनत गुर व ॒पर्यायों 
सहित (जानाति) जानता हो हे (तत्‌) ऐसा वह (स्वसवेद्य) अपने ही द्वारा 
अपने श्रनुभव में आगे योग्य आत्मा (अहम) मे (अस्मि) हूं । 


भावाथं-यहाँ पर आचार्य देव ने ग्रशुद्ध द्रव्पाथिक नय व पर्यायाथिक 
नय को बिल्कुल गौर कर दिया है तथा छुद्ध द्रव्याथिक नय से ऐसा कहा 
है कि यह आत्मा आ्रात्मरूप ही रहता है तथा जितने श्रनन्त गुरणों व स्व- 
भावों का यह अरूण्ड पिडरूप एक वब्रव्य है, उन गुर्शों मे से किसी भो गुरण 
को यह कभी त्यागता नहों तथा अपने सिवाय अन्य किसी द्रव्य को या 
उसके किसो गुण के कियों भो अंश को कभो ग्रहरा नहीं करता । श्रसल 
में देखा जाये तो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ऐसा हो है । हरएक दष्य में 
साधारण गअ्रगुरुलघुगुरा है जिसका यहो काम है कि उस द्रव्य को व 
उस द्रव्य के किसो भी गुर को किसी भो तरह अपनी मर्यादा से बाहर 
बह नहों जाने देता ग्रर्थात्‌ जीव कभो पुदुगल नहीं हो सकता व पुद्ूगल 
कभो जोव नहीं हो सकता । जो ज्ञान, दर्शन, सुख व वीय॑ श्रादि विशेष 
गुरण जीव के है वे ज्वीव में तथा जो स्पशं, रस, गंध झौर वर्शादि विशेष 
गुण पुद्गल के है वे पुदूगल में सदा रहते हे । यदि ऐसा न होता तो जीव 
पुदुगल की संगति से पुदूगल हो जाता ब पुद्गल जीव की संगति से जोच 
हो जाता पर ऐसा कभो भी नहीं होता । 


किसी एक द्रव्य के गुरणों का दूसरे ट्रव्य के सम्बन्ध से झ्राच्छादन तो 
हो जाता है पर बह गुर उसमें से चला नहीं जाता। जंसे एक तोले सुबरण 
में दस तोले चाँदी मिलाकर यदि कोई आमृषरा बनावे तो सोने के 


( ५७ ) 


पीतादि गुण बहुत कुछ ढक तो जाते हैं परन्तु सोने वा सोनापना श्रर्थात्‌ 
उसका कोई भी गुरण उछ् सोने में से नष्ट जहां हो जात्ता और इसी काररण 
कारीगर प्रयोग करके उस ग्यारह तोले के पिड में से एस तोले आदी को 
व एक तोले सुबर्स को श्रलग-अलग कर देता है। इसी प्रकार पानी में दूध 
मिला देने पर हंस दूध-दूध को पहचान कर पी लेता है और पानी-परानो 
को छोड देता हे, इससे यही श्रर्थ निकलता है कि. दूथ व मानों के सिले 
होने वर भी दूध कभी पानी रूष नहों होता तथा पानी कभी दूध रूप 
नहीं होत्ता । हर एक वस्तु का ऐसा स्वभाव हो है। जैसा कि पहले कहा 
जा चुक। है कि अपने-श्रपने स्वभावरूप जो भी सुल द्रव्भ है वे पर ब्रव्पों 
से मिलने पर भी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । आत्मा भी 
भ्रनादि काल से कर्मों से बंधा होने पर कभो भो अपने स्वभाव से रहित 
नहीं हुआ । श्ररहंत ग्रवस्था में आत्मा के वे ही गुरण जो फि पहले प्रच्छन्न 
थे, प्रगट हो जाते हैं । 


इसी नियम के अनुसार विद्यार करने पर आचायं देव ने यहाँ यह 
बताया है कि प्रंतरात्मा के श्रनुमव में ऐसा श्रद्मायुक्त हढ़ भाव व उसका 
संस्कार होता है कि वहू सिवाय अपने आपके अन्य किसी के ग्रहण नहों' 
करता भ्र्थात्‌ अपने रूप नहों मानता यहाँ तक कि अपने ही गुणो को 
पुदूगल कर्मों के उदय से जो झौपाधिक अवस्था होतो है, उसे भी वह 
प्रपने स्वभा+ से भिन्न अभ्रनुभव करता है। केवल शुद्ध पारिसासिक भाव- 
रूप ही वह स्वयं को जानता है। "मै क्‍योंकि ज्ञायक हूँ इससे सर्व को 
जानने वाला हो हूं परन्तु जिनको जानता हूं उन रूप कभो नहीं होता श्रौर 
न थे हो कभी सुर रूप होते है” ऐसा वह मानता है तथा यह समभता है 
कि से श्राप अपने हो द्वारा प्रनुभवने योग्य हूं श्रववा जो अनुभवने योग्य 
तत्व है बही में हूं । इस तरह आचार्य श्री ने विकल्प रहित जो अनुभव 
दशा है, उसका स्वरूप शब्दों में बताया है पर इसका यह भाव नहीं 
समझता चाहिए कि श्रंतरात्मा उपर्युक्त प्रकार के विकल्प किया करता 
है, जब तक विकल्प रहते है तब तक तो श्रनुभव दशा होती नहीं । 


( श८ ) 


श्राचायं देव ने ग्रंथ पढ़ने वाले जोबव को निविकल्प श्रनुभव दक्शा का 
यहाँ दृश्य दिखाकर और अनुभव के समय के ज्ञान की महिसा बताकर 
स्वानूमब की तरफ झ्राकधित किया है । 


आगे की उत्थानिका---इस प्रकार ग्रात्मज्ञान व स्वानुभव को 
प्राप्ति करके वह श्रंतरात्मा जब सविकल्प दशा में श्राता है तब ऐसा 
विचारता है कि आत्मज्ञान होने से पहिले मेरो चेष्टा इस प्रकार की 


रह चुकी है-- 
श्लोक-उत्पन्नप्‌ स्षश्रास्तेः स्थाणों यद्॒द्विचेष्टितम्‌ । 
तहन्मे चेष्टितं पूर्व देहादिष्वात्मविभ्रमात्‌ ॥(२१॥॥ 


अन्वयार्थ-...(यद्वतू) जिस तरह (स्थाशोौ) स्थाणु या खंभे में 
(उत्पन्न पुरुष भ्रान्तेः) पंदा हुआ है पुरुषपने का भ्रम जिसको, उसको 
(विचेष्टितभ्‌) नाना भ्रकार की विपरीत चेष्टा होती है (तद्वत्‌) उसी प्रकार 
(पु) पहले (आ्रात्मविश्वमात्‌) आत्मा के विषय में क्रम होने से वा आत्मा 
को उल्टा समभने से (देहादिषु) शरोर आदि के सम्बन्ध में (मे) मेरी 
(चेष्टितं) चेष्टा थी। 


भावाथं--.वह अ्रंतरात्मा विकल्प्सहित अवस्था में ऐसा विचार 
करता है कि मैने आ्रात्मज्ञान होने से पहले बहुत भारो भूल की 
श्रौर उस भूल से बहुत सा क्लेश उठाया। वह विचारता है कि जैसे कोई 
व्यक्ति भूल से कहीं पर किसो खम्मे को पुरुष समभकर उससे डरकर 
भागे या उसे कोई अपना सगा ससमभकर उसके लिए अनेक सामग्री 
इकट्ठी करने सें लण जावे और बहुत मेहनत करे पर पीछे जब उसको 
मालम पड़े कि यह तो पुरुष नहों है किन्तु खंभा है तब अपनो सू्खंता पर 
बहुत पछतावे कि मैने बहुत भूल की श्रौर उस समय से खंभे को खंभा हो 
समभने लगे तथा खंभे के साथ खंभे का सा ही व्यवहार करने लगे, 
बिल्कुल उसी तरह मेरी भो दक्ञा है। मैने भ्रज्ञान श्रवस्था में भूल से जड़ 
पुद्गलमयी शरोर को, धन धान्यादि को, श्रन्य स्त्री-पुत्रादिकों को व राग- 


( ५९ ) 


हंषादि भावों को भ्रपना ही साना। "में शरीररूप ही हूं, इन्द्रियभोग 
करना हो सेरा कत्तंव्य है तथा यहो सुख का उपाय है' ऐसा समझा ओर 
मैं शुद्ध चेतन्यधातुमयी, भ्रनन्‍्तगुरणों का ससुदायरूप, उत्पादव्पयश्रौष्य- 
स्वरूप, परम अतीन्द्रिय खुखमयी प्रात्मा हें, ऐसा न समझा और इसी 
काररण भ्रतादि काल से मुझको नाशवंत शरोर व छूट जाने वाले पुत्र, 
स्‍त्री, धनादि के लिये ही रात-दिन चिन्तित होना पड़ा। उनके संयोग में 
कुछ थोड़ा सा हुं तथा उनके वियोग सें बड़ा भारी शोक उठाना पड़ा । 
उनके लिए मेंने नाना प्रकार के हिसा, चोरी, भूठ, कुशोल व परिग्रह श्रादि 
पाप किये, भ्रस्याय करने सें भय न किया, दूसरों को सताने में कुछ 
रलानि न की औौर स्वायं साधन में श्रन्थे होफर न जाने क्या-क्या भ्रनर्थ 
किये जिनको याद फरने से भो श्रज मुझे फंपकंपी शुरू होती है । 


ग्रस्तरात्मा पश्चात्ताप करता है कि नरभव समान जन्म की भी जो 
कि शझ्ात्मोपकार के लिए बड़ा भारी निभित्त था, मैने कुछ परवाह न को 
सातो कौड़ियों के मोल रत्न को गंवाया, इंधघन के लिए चंदन को जलाया 
झौर पेर धोने में प्रमुत से काम लिया। इस प्रकार सहापाप बांधकर से 
खोटी गतियों में गया और वहाँ झनेक संक्ट उठाये । एकेन्द्रिय को निगोद 
पर्याय में एक श्वास से भ्रदारह बार जन्म-मररणा करके शअत्यन्त क्लेश 
को मेने प्राप्त किया । पृथ्वी, जल, प्रग्नि, वायु तथा वनस्पतिकाय 
एकेन्द्रिय में में बार-बार जन्म पाकर रोंदा, झौटाया, बुकाया, चलाया, काटा, 
छीला व राधा गया । लट, कौड़ो ब शंख श्रादि हीन्द्रिय के दरोर में से 
रत हो गया, रसना को लोलुपता सें जन्म गंवाया, उस शरीर रूप अपने 
को माना झोर बड़े कष्ट से प्रारण त्यागे। त्रोन्द्रिय पर्याय में चोंटी, जूं, 
खटसल झादिरबोकर नाक के विषय में बहुत मोहित रहा और लोभ को 
तोबता सें दबकर, छिलकर, भिड़कर व कुटकर भ्रनेक कष्टों से सरा । चतुरि- 
रिट्िय पर्याय में मक्‍्सो, भौंरा, पतंग! ब भिरड़ भ्रादि हुआ झौर वहाँ नेत्रादि 
इन्द्रियों के बशीभूृत हो जल-भुनकर, दूध, दृही, भलाई, मिठाई आ्रादि में 
पड़कर व मल, थूक प्रादि में फसकर मेंने प्रारण गंवाये । पंचेन्द्रिय श्रसेनो 


(६० ) 
पर्याय सें जल के सर्प आदि होकर सबलों से दुःख उठाये एवं पंचेन्द्रिय 
सेवी पर्याय में श्रनेक प्रकार के भेड़, बकरी, गाय, भेस, बन्दर, हिरण, 
घोड़ा, हाथी, नाग, कछुआा व मेंढक झादि पशु होकर श्रौर कौवा, कबूतर, 
भेता, तोता व तीत्तर आदि पक्षी होकर सबलों से मार खाई, भूल-प्यास 
को वेदनाग्रों से मरा एवं दुष्ट शिकारियों, मांसाहारियों व कसाइयों द्वारा 
निर्दंयता से सारा गया । पांचों इन्द्रियों के विबयों के लोभ में फंसकर में 
उन्हों का दास बना रहा और कभी भी वहाँ श्रपने श्रापको न पहचाना । 


इस प्रकार अ्रंतरात्मा विचार करता है कि चौरासो लाख योनियों 
के भीतर इस जगत में मे अ्रमा झ्लौर जिस शरीर में भी गया उसी में 
पर्याय बुद्धि रहकर ज्ञान की हृष्टि न पाई । अपने इस अज्ञान भाव के 
कारग्ए मेने कभी भी सबसे भिन्न एकाकार अपनी श्रात्मा का श्रनुभव नहों 
किया । श्रपने पास अनुभव्-श्रानन्द रहते हुए भी उसको न पहचाना और 
सुस्त की तृष्णा सें पर की ही सेवा करके सह! विपदाएं उठाई। शास्त्रों में 
कहा है श्रौर बुद्धि भी यही कहती हे कि तीज सिथ्यात्व व कयाय से 
अर्थात्‌ क्रोध, सान, मामा, लोभ से जोव को घोर पाप कर्म का बन्ध होता 
है। मैने इसी भाव से घोर पाप बांध संसार चक्र में श्रनन्‍्त काल से बहुत 
परावत्तंन किये । श्रव मेरी इस मिथ्या बुद्धि को धिक्‍कार हो। यदि मैं 
अज्ञानी न होता तो श्रनादि से जो मेरा बड़ा भारी श्रलाभ हुआ वह न 
हुआ होता । 

जिस तरह बलदेव भ्रमब॒द्धि व सोह से नारायरण के सृतक़ शरीर 
को जीवित समभकर छः मास तक लिये लिये फिरते हैं, उठाते बेठाते हैं, 
उसे खिलाने-पिलाने, बस्त्र पहनाने व उससे बात करने झादि का उच्चम 
करते है परन्तु मृतक दरोर में कोई चेष्टा न होते देशकर क्लेश के मारे 
ग्रत्यन्त दुःखो होते है। जब छह मास बोतने पर उनको किसी निमिल से 
यह ज्ञान होता है कि यह तो मृतक देह है, नारायरग को श्रात्मा तो इससें 
से छह महीने पूर्व ही चली गई थो तब भ्रपनी कुच्ेष्टा पर वे बहुत भारी 
पश्चात्ताप करते है उसी तरह अ्रंतरात्मा भी पह्चात्ताप करता है कि सेंते 
मृतकसम इस देह को श्रपना समझकर ब॒था हो इसके लिए घोर वुःख सहे । 


( ६१ ) 


इस तरह प्रंतरात्मा भ्रपनो पिछलो झ्रवस्था को याद करता है। यहाँ 
पर ब्राचार्य श्री ने प्नंतरात्मा को प्रेररतर को है कि उसे इस तरह इतना पका 
हो जाना चाहिए कि भूलकर भी फिर कभो उसकी पर्याय बुद्धि न हो। 


आगे को उत्थानिका--पभ्रब प्रंतरात्मा विचारता है कि सच्चा 
ज्ञान हो जाने पर श्रव मेरो कसी चेष्टा हो गई है-- 


श्लोक--पथाउसौ चेष्टते स्थाणों निवत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथा चेष्टो5स्मि देहादौ विनिवत्तात्मविध्रमः ॥२२॥। 


अन्वयार्थ--(यथा) जंसे (श्रसो) वहो पुरुष जिसे कि खंभे में पुरुष- 
पने का अप हो गया था (स्थारणो) खंभ सें (पुरुषाग्रहे) पुरुषपने का हठ 
(नियत्ते) दूर हो जाने पर (चेष्टते) ययायोग्य चेष्टा करता है अर्थात्‌ संसे 
को पुरुष सानकर जो डरना, भागना व श्रन्य चेष्टा झ्रादि करने का उद्यम हो 
रहा था, उसको छोड़ देता हे (तथा) वेसे मे (देहादौ) शरीर भ्रादि के सम्बन्ध 
में (विनिवृत्तात्प्विश्षमः) श्रात्सपने का भ्रम या मिथ्यात्व दूर हो जाने पर 
(चेष्टोस्मि) यथायोग्य रोति से ब्तेन करता हूं । 


भावाथं-यहां पर प्रन्तरात्मा भ्रपनो वतंमान श्रवस्था का विचार 
करता है कि श्रब मुझे जो आत्मज्ञान हुआ है इससे सेरी जो चेषटा शरीर, 
स्‍त्री, पुत्र व इन्द्रियों के विषयों श्रादि में पहले थी सो बिलकुल बदल गई है। 
पहले में इन्द्रिय विथय के सुख को ही अपना सर्वस्व मानता था श्रौर मेरा 
सारा लौकिक व्यवहार इसी हेतु से था। यहाँ तक कि जो कुछ दान-पुण्य 
भी में करता था, उसमें भी में यही उहेश्य दिल में रखता था परन्तु श्र मेरे 
जीवन का उदेदय बदल गया है। प्रब मेंने श्रतोन्द्रिय सुख को पहचान 
लिया है तथा उसका स्थान अपनी प्ात्मा को ही जाना है इसोलिए अरब 
मुझे ब्रात्मानुभव का साधन हो सुरुयता से करना है झ्ौर इसीमें मेरी भ्रंतरंग 
की गाढ़ रुचि है । जंसी रुचि गृहस्थ कार्य में लगे हुए क्षाथिक सम्यस्हृष्टि 
चक्रवर्तों राजाझों-शांति, कूथ तथा भ्रह तीथ्थंकरों की भी व परम गृहस्थ 
क्री ऋषम भगवान्‌ की गृहवास के ससय में थो, वेसोी रुचि मुभमें भ्रज गाढ़ 


( ६२ ) 


जम गई है। तथा चारित्र मोह के उदय से वे तोथंकर झादि सम्यग्टष्टि 
राजा जंसे बहुत काल तक गृहस्थो में रहे और प्रनासक्ति से श्र्थे झोर 
काम पुरुषा्थ को साधते रहे तथा झपनो दृष्टि सुरूयता से निज झ्रात्मा 
के झनुभव पर हो रखी बसे हो मैं भी जब तक मेरे चारित्र सोह का उदय 
है तब तक गृहबास न छोड़ते हुए श्रतासक्ति से श्र्थ और काम पुरुषायें 
का साधन करता हूं । 


यह विचारता है कि श्रब में शझरोर को एक फ्ोंपड़ी सात्र समभता 
हूं । इसकी रक्षा बनो रहे इसोलिए इसको भोजन पानो देता हूं और इससे 
काम लेता हूं। भ्रब से ने श्रनावइयक झ्भक्ष्य पदार्थों से शरीर को पुष्ट करना 
छोड़ दिया है श्लौर यथासंभव ऐसा भोजन करना चित्त में धारा है जिससे 
शरोरमें किसी प्रकार की कोई बीमारी भो न हो एवं स्वास्थ्य भी भली प्रकार 
बना रहे । स्त्रो को में पहले विषय सेवन को सशोत समझता था, श्रत से 
उसको झपनो प्रद्ञागिनो ससभता हूं तथा उसे श्रपने धं-सेवन सें सहकारी 
जानता हूं । श्रव मेरा उसको पझात्मा के सुधार कों तरफ जितना ध्यान है 
उतना ध्यान उसके शरीर के मोह सें नहीं किन्तु फिर भी उसके शरीर 
के स्थास्थ्य को रक्षा में तो राग श्रवश्य है। मेरा कत्तंष्य उसे धर्म सार्ग 
बताना व उससे शुद्ध रसोई प्राप्त करना है जिससे ब॒द्धि निमंल रहे । 


उसको चिन्तन धारा झौर झागे बढ़ती है कि पुत्रों की तरफ भी मेरा 
मोह श्रव दूसरे प्रकार का हो गया है ५ में अब यही ठीक समझता हूं कि 
उन्हें लोकिक झोर पारलौकिक थिा में व शरीर में बली बनाऊं तथा 
उनका विवाह प्रोढ़ अवस्था सें करू जिससे उन्तका जोवन योग्य बने झर 
वे झ्लात्महित रक्षक, परोपकारी तथा साहसी बनें। पुत्रियों को भी चेलना, 
चन्दना धौर भ्रनन्‍्तमतोी के समान विद्यासम्पल्न बनाना हो श्रब में ठोक 
समभता हूं जिससे वे भी श्रपने जोवत का धर्भाचररापूर्वक निर्वाह करें। 
प्रव मेने भ्रन्याय से धन कमाने के प्रति घृरा पेदा की है तथा वियाह 
शादी श्रादि लोकिक कामों में व्ययं खर्च करने का भाव दूर किया है। 
झावश्यक लोकिक कामों से भी से भ्रव यथासंभव कम खर्च करता हूं शौर 


( ६३ ) 


तक हो सके धन को बचाकर उसे धर्म को बृद्धि, विद्या की उन्‍्तति तथा 
परोपकार झादि में लगाता हूं। झानपुर्वक वर्तना ही मेरे जोवन का 
भ्राज मुख्य उदय है। इस प्रकार विचारकर वह प्रन्तरात्मा परम 
संतुष्ट होता है । 

आगे की उत्थानिका--अ्रात्मानुमव के लिए प्लन्तरात्मा विचारता 
है कि मेरी श्रात्मा सें लिग भेद व संख्या भेद नहों है किन्तु इन विकल्पों 
से रहित उसका तो एक साधा रशा स्वभाव हे--- 


श्लोक--पेनात्मना5 नुभूये5हमात्मनेबात्मानसात्मनि । 
सो5हं न तन्‍न सा नासो नेको न द्वौ न वा बहुः ॥२३॥।। 


अन्वयार्थ--(थेन) जिप्त (आत्मना) चेतन्य स्वरूप करके (झहम) 
में (आ्रात्मनि). श्रात्मा में (आरात्नानं) क्रात्मा को (श्रात्मनेब) श्राप 
हो, श्रपने से हो (ग्रनुभुये) अनुभव करता हूं (सः) बही (भ्रहं) से हूं। 
ऐसा मेरा स्वरूप (न तत्‌) न नपृसक है, (न सा) न स्त्रीलिग है, (न भ्रसौ) 
न पुल्‍्लिग है तथा (न एको) न एक है, (न दो) न दो हे (वा) प्रथवा 
(न बहुः) न बहुत है । 

भावाथं-अंतरात्मा विचारता है कि मेरी आत्मा का स्वभाव अ्रनुभव- 
गम्प है । जो कोई आत्मा का अनुभव अपने स्वरूप के भीतर झपने ही श्राप 
श्रपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा उस तरह का करता है जिस तरह का इस 
झात्मा का सर्व परद्रव्यों, परभावों व पर के निमित्त से होनेयाले भावों से 
भिन्न स्वभाव है, उस ससय उसके अनुभव सें जो कुछ छता है वही मे हूं । 
मेरी श्रात्मा का स्वभाव क्योंकि लिद्ध समात शुद्ध है इसी से सेरी श्रात्मा के 
निश्चय से कोई शरीर नहीं है । स्त्री, पुरुष व नपुंसक भेष तो शरोर के है, 
में इन भेषों के विकल्पों से दूर हूं । 

श्रंतरात्मा स्पष्ट रूप में जानता है कि मेरी ग्रात्मा का स्वभाव, लिग 
व भेद के ऋगढड़ों से बिल्कुल रहित है। थथ्वपि भेद दृष्टि से देखते हुए 
आत्म-पदार्थ को निश्वरमतय से एक रूप और व्यवहारनय से दो रूप जेसे 


( ६४ ) 


ज्ञान, दर्शनरूप; तोन रूप जैसे सम्पग्दर्शन, सम्परज्ञान, सम्यस्चारित्ररूप एवं 
चार रूप जेसे दर्शन, शान, सुख, वीयंरूप श्रादि भ्रनेक रूप देखा जा सकता 
है तथापि विकल्पों को छोड़कर उसे जब में श्रभेदरूप अनुभव करता हू' 
तब वहाँ एक, दो वा अनेक की कोई कल्पना नहीं रहती । उस तस्‍्तवज्ञानो 
को इस बात का अ्रन भव तथा सच्चा ज्ञान होता है फि में बचन श्रगोचर 
अनन्त गुरणों का स्वामी रूप आत्मा हूं, वचनों से कुछ थोड़े से ही गुर उस 
आत्मा को पहचानने के लिए कहे जाते है जिनके कथन से मात्र इतना ही 
प्रयोजन निकलता है कि हम उन गुर्णों के द्वारा झ्ात्मा को अ्रन्य पुद्गलादि 
द्रव्यों से भिन्‍त पहचान सकते है पर भेद तय से उसका पुरा स्वरूप नहीं 
जाना जा सकता । 

यहाँ पर झब्राचाये देव का लक्ष्य अभेद अखंड आ्रात्मा के स्वरूप को 
दिखाने का है इसो से उन्होंने कहा है कि यथार्थ आत्मा में न तो कर्मों के 
उदय से होने वाली किसी मो शवस्था को इस रूप की तुद कल्पना करना 
कि यह एकेन्द्रिय, द्वीनि्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय या पंचेन्द्रिय श्रादि रूप 
है या क्रोधी, मानो, लोगी, मायावी रूप हे भ्रथवा मिश्यादुष्टि, सम्यर्वृष्टि, 
भावक, मुनि, अ्रहंत, केवली या श्रुत केवली प्रादि पर्याय रूप है श्लर न 
ही उसमें गुरपों के भेदरूप वा कारकों के भदरूप कल्पनायें तुम करना 
क्योंकि इन सब कल्पनाझओओं के होते हुए एकाग्ररूप से झ्रात्मा का अनुमय 
नहीं हो सकता । वास्तव सें जब कल्पनाग्रों की श्राग शांत होतो है तभी 
बोतरागता और समताभाव की आभा चमकती है श्रौर उसो समय स्वानु- 
भव होता है। 'झंतरात्मा कंसे स्वानुभव करता है' इस बात का दिग्दर्शन 
झाचाय॑ श्री ने यहाँ कराया है । 


आगे की उत्थानिका-प्रागे श्रंतरात्मा फिर विचारता है कि जिस 
झ्रात्मा के स्वरूप का मे अमुभव करता हू' वह कंसा है-- 


श्लोक-यदभाव सुधुप्तो5हूं यद्‌भाव व्युत्यितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिर्देश्य॑ तत्स्वसंवेशमसायहम्‌ ।२४,। 


अन्वयाथं---(यत्‌ भ्रभावे) जिस स्वसंवेदनभोचर आरत्मस्वरुप के प्राप्त 


(६५४ ) 


न करते हुए भ्र्थात्‌ जिसका अनुभव न करने से (प्रहं) मे (सुषुप्त:) सोया 
हुआ था भ्रर्थात्‌ पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को न पाकर श्रज्ञानरूपो नोंद सें 
गाढ़पने बेहोश हो रहा था (पुनः) तथा (यत्‌ भावे) जिस पश्रात्मस्वरूप के 
पाने पर यानि जिसका अनुभव हो जाने पर में (व्युत्यित:) विशेषपने 
जाग गया तथा मेने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लिया (तत्‌) वह 
ग्रात्मस्वरूप जो कि (पअ्रतोन्द्रियम) इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं हैं, 
स्वभावजन्य है, (प्रनिरंशयं) शब्दों के दवरा कहने योग्य नहीं है तथा (स्व- 
संवेद्य) प्पने ही द्वारा श्रनुभव करने योग्य है (प्रहम्‌) सो हो में (श्रस्मि) हूं । 


भावाथं--यहां पर श्रंतरात्मा की प्रात्मश्रद्धा की दृढ़ता को बताया 
गया है । वह यह समभता है कि श्रपनी पश्रात्मा का स्वरूप श्रपने हो अ्रन॒- 
सब में श्राने योग्य है। वह श्रनन्त गुरणों का समुदायरूप एक अखंड वस्तु 
है प्रतः उसको शब्दों के द्वारा कहा जाना असंभव है, शब्द तो उसके 
स्वरूप को शोर एक इशारा मात्र करते है तथा वह श्रोर उसके गुर 
क्योंकि श्रमृत्तिक हैं इसो लिए मृत्तिक इन्द्रियों के द्वारा भी उस श्रात्मा के 
स्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता, वह तो मात्र स्वसंवेदनगम्य है । 


वह अंतरात्मा आत्म-प्रनुभव हो जाने पर ऐसा सोचता है कि सुझे 
जब प्ात्मा के स्वरूप का ज्ञान न था तब में बहुत ही भ्रज्ञानी था। में मोह 
को नोंद में सो रहा था । अपने भीतर जो सुख तथा ज्ञान का भंडार है 
उसके पते से तो मे बेखबर था झोर सुख की इच्छा से पर-पदार्थों की 
तृष्णा में जल रहा था। जंसे सोया हुश्ना मनुष्य अपनी गफलत से चोरों 
के द्वारा लूटा जाता है बंसे ही मे इन्द्रिय-विषय को चाह॒नारूप चोरों से 
लूटा गया। मेरा ज्ञान भंडार नष्ट-अष्ट हुआ । झ्रब मे जब जागा तो मेने 
भ्रच्छी तरह पहचाना कि से तो पुद्गलादि परद्रव्यों से भिन्‍न, रागद्वषादि 
विकारों से रहित और परमानन्दसय एक प्रात्मपदार्थ हूं। इन्द्रियविषय 
चोर हैं-ऐसा भ्रब मुके निइचय हुग्ना । मे जिस प्रात्मस्वरूप के अनुभव बिना 
प्रज्ञानी था तथा जिसका प्रनुभव होने से ज्ञानो हुआ, वही जो कोई शुद्ध 
चिदानन्दमथो वस्तु है सो हो में हूं। इस तरह प्रंतरात्मा झ्पने यभार्ष॑- 


( ६६ ) 


स्वरूप का गाढ़ निश्थयय रखता है श्लौर उसी निईचय का यह बाहरी चिन्ह 
है कि उसको सर्व परद्रव्यों से रचि हट जाती है । 


आगे की उत्थानिका-प्रब प्रंतरात्मा विचारता है कि उस झात्स- 
स्वरूप का झनुभव करते हुए रसगद्ठेषादिभाव नहीं रहते झ्रतः बहां न कोई 
शत्रु सालूस होता है शोर न कोई सिन्र- 


श्लोक--क्षीयन्ले5श्रेव रागाधास्तस्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्सानं ततः कश्चिन्न में शत्रु व प्रियः ॥२५।। 


अन्वयाथं---(तस्वतो) तस्वदुष्टि से शर्भात्‌ शुद्ध निशचच यनय से (मां) 
झपने को (बोधात्मानं) शानस्वरूप (प्रपदयतः) झनुभव करने से (झत्रेज) 
इस जन्‍म में ही ग्रथवा यहाँ हो (रागाद्या:) रागद्रेषादि भाव (क्षीयन्ते) 
नष्ट हो जाते हैं (ततः) इसोलिए (मे) मेरा (न) न (कश्चित्‌) कोई (शजन्रुः) 
हाज्रु है (थ) झोर (न) न कोई (प्रियः) मित्र है । 


भावायं--प्ंतरात्मा जब स्वानुभव की भ्पेक्षा से विचार करता है 
तो उसको प्रतोत होता है कि जब मे निश्चय यनय से भ्रपनी श्रात्मा को 
देखता हूं तो उसका स्वरूप शानसमय, बीतराग तथा श्रानन्दमय भासता है 
झौर उसके स्वरूप में क्‍योंकि रागद्ेधादि की कल्पना ही नहों रहती 
झतः वहाँ यह विचार कि कोई मेरा शत्रु अथवा मित्र है, बिल्कुल नहीं 
रहता । इस इलोक का दूसरा भाव यह है कि श्रपनों झात्मा को बीतराग 
विशानसय अनुभव करते हुए शानी सम्यरदुष्टि को अ्रसल में भ्रस्य कोई भी 
झातमा छोटा या बड़ा नहीं मासूम होता, सब ही उसे शानानन्दमय दोखते 
हैं। व्यवहार में प्रयोजनवश चाहे किसो को शाजु व किसी को सित्र बह 
मानता हो पर निश्च य से उसका कोई दात्रु या मिश्र नहीं रहता तथा इस 
स्वानुभव के भ्रस्यास से उसके जितना-जिसना रागह्रेष का रस सूखता जाता 
है, उतना-उतना व्यवहार में भो उसके शाज्रु सिश्रपना मानना हुदता जाता 
है। इसी स्वानुम॒व के भ्रम्यास के बल से यदि वह तद्भव मोक्षगामो है 
तो इसब्रें गुरास्थान में उसके बिल्कुल रागह्रणष नहीं रहता इसो लिए सयोग- 


( ६७ ) 


केवलो के चारों तरफ सम्पूर्ण शान्ति बिराजतोी है, उनके समवदारण में 
जातिबिरोधो जोवों में भी बिल्कुल वेरमाव नहीं रहता। 

बात्तव में स्वानुभव ही वह मंत्र है जिस मंत्र के प्रभाव से रागहेधादि 
सर्पों का विष उतर जाता है। सम्परवर्शन के होते ही चौथे गुरस्थान में 
स्वानुभव प्राप्त हो जाता है। बयोंकि यह वह प्स्त्र हे जिससे सोह शत्रु का 
झ्रवश्य नाश होता है इसोलिए सस्यक्त्वी प्रवइय संसार विजयी होगा- 
ऐसा निदिच्षत है। ध्रंतरात्मा जब स्वानुभव की निधिकल्प दद्या से सबि- 
कल्प दह्ा में ग्राता है तब फिर से निर्थि कल्प दशा में पहुंचने के लिए वह 
निएचचयनय की हीं शररण लेता है। उस समय वह ऐसा बविचारता है कि 
जब तस्वद्विट से मेरा स्वरूप बीतराग है, राग ह थ मेरा स्वभाव नहां है 
तथा किसो को भ्रछछा व किसी को बुरा सानना भी सेरा स्वभाव धर्म नहीं 
है तब इस जगत में न कोई मेरा शत्रु है भ्रोर न कोई मित्र है। इस तरह 
परम समतामाव लाकर वह शांत हो जाता है भौर प्रात्मा के गुरणों की 
भाजना करने लगता है। भावना करते-करते उसे जब एकाग्रता होती है 
तब यह स्वानुमव के परम प्रमुतमयो स्वाद को भोगता है। 


आगे की उत्थानिका--प्रंतरात्मा से कोई शंका करता है कि 
ठीक है, ठुम्न तो भ्रन्यथ किसो को झ्रपना श्र वा सिन्र नहीं मानते हो पर 
झनपय कोई तो तुम्हें प्रपना शत्र या सिन्र ग्रवश्य मानता होगा । भोर 
जब दूसरा कोई तुम्हें शत्र, या मिश्र रूप माने तब तुम्हारे मन में री यह 
विकल्प कदा चित्‌ हो ही सकता है कि मेरा कोई दात्रु या भिन्र है श्रौर ऐसी 
दशा में तुम निधिकल्प नहीं हो सकते। इसके उत्तर सें पभ्रंतरात्मा विचारता 
हुआ कहता है-- 
श्लोक-मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुनं चर प्रियः । 

मां प्रपश्यस्तयं लोको न में शत्रर्न व्‌ प्रियः ।/२६॥। 


अन्ययार्थ-( मां ) मेरे भ्रात्मस्वरूप को (श्रपश्यन्‌) नहीं देखता 
हुआ ( भय ) यह ( लोक: ) लौकिक प्राणी (न में शन्नुः ) न मेरा शत्रु 
है(चन प्रियः) झोर त प्यारा है क्‍योंकि चर्म चक्षुश्रोंसे मेरा स्वरूप 


( इ८ ) 


दिख नहीं सकता झोर जब तक किसी वस्तु को देखा जाना नहों जाता 
तलब तक उससे रागह बभाव नहों हो सकता । (मां ) मेरे झ्रात्मस्वरूप को 
( प्रपश्यन ) देखता हुआ ( श्रयं लोक: ) यह ज्ञानी पुरुष (न में शाज्र: ) 
न मेरा शजत्र है (च न प्रियः) और न मित्र है क्योंकि जो झात्मस्वरूप 
का प्रनुभव करता है उसके रागादि भाव न होने से उसके भीतर छात्र, 
या सिशत्रभाव नहों हो सकता । 


भावाथं---यहाँ पर भी झाचायं महाराज ने निश्चयद्ष्टि को प्रधान 
करके कथन किया है। प्रंतरात्मा की श्रहंबुद्धि अपनी श्रात्मा में हो होतो 
है, शरोरादि में नहीं और जगत के लोग झ्पनी चर्म छक्षुओं से प्रात्मा 
को देख नहों सकते इसोलिए ग्रंतरात्मा विचारता है कि सुर प्रर्थात्‌ सेरो 
झात्मा को न देखते हुए ये जगत के लोग न तो मरे बेरो हो सकते हैं 
और न ही मित्र । ये जिस शरोर को देखकर भ्रर्थात्‌ जिसका हित करके सित्र 
एवं श्रहित करके शत्रु होते हैं, बह शरीर तो जड़ हैं और उसका बिगाड़ 
या सुधार कुछ भी होने से मेरा बिगाड़ या सुधार नहों क्‍योंकि न तो में 
शरोर रूप हूं श्रोर न शरीर मेरा है। शरोर तो सुभसे प्रत्यन्त भिम्न 
विजातोय पदार्थ है। मै यदि शरीर को प्रपना मानता होता तो भ्रपनी 
उस शअसत्य मान्यता से स्वयं क्लेशित वा हित हो जाता पर जब यह 
झ्रपना है ही नहीं और ऐसा ही जब मेने इसे माना है तब इसके हित वा 
भ्रहित से मेरा कुछ भी हित वा अ्रहित नहीं हो सकता इसोलिए शरीर का 
शत्र वा मित्र चाहे कोई हो भी पर मेरी प्रात्मा का कोई शत्रु वा सित्र 
नहीं हो सकता । 

बह प्रंतरात्मा यह भी विचारता है कि यदि कोई लोकिकजन सुभ्के 
श्र्थात्‌ मेरी श्रात्मा को देख ले तो भी वह देखने वाला मेरी श्रात्मा का 
शत्र वा सित्र नहों हो सकता क्‍योंकि दूसरा देखने बाला भी निश्चय को 
दृष्टि से देखने पर हो मेरी श्रात्मा के स्वरूप को देख सकता है पश्लोर जो 
कोई मेरी ग्रात्मा का अपने ग्रथलो स्वरूप में निश्चय करेगा उसके चित्त में 
मेरी तरफ राग हं ष कुछ भो हो नहीं सकता है भ्रर्थात्‌ उस देखने बाले को 
क्योंकि श्रपनी श्रात्मा के समान ही मरी भी भझ्रात्मा दिखेगो भ्रतः वह भो मेरा 


( ६९ ) 


शत्र या मित्र नहीं हो सकता। कहने का भाव यह है कि ज्ञानी पुरुष 
जैसे झ्पनी क्‍्रात्मा को निशचय से शुद्ध वीतराग देखता है बसे ही दूसरे 
को झात्मा को मी शुद्ध वीतराग देखता है। वास्तव में यहाँ भ्रात्मा शब्द 
का याक्ष्य शुद्ध श्रात्मा है न॒ कि कर्मबंध से सलिन श्रात्मा । 


इस प्रकार समझकर अंतरात्मा अपने भीतर का रागद्रष भिटाकर 
समताभाव का भ्रालस्वन लेता है। यही समता स्वानुभव का काररत है भ्रोर 
इसी साम्यभाव से वह स्वरूप में रमरण किया करता है। 


आगे की उत्थानिका--श्रंतरात्मा के लिए श्राचायं श्रव यह उप- 


देश करते हैं कि उसे बहिरात्मपने का त्याग करके परमात्मपने की प्राप्ति 
का उपाय इस भांति करना चाहिए--- 


श्लोक--त्यक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सर्वंसंकल्पर्वाजतम्‌ ।॥२७।॥। 


अन्वयार्थ--(अंतरात्मव्यवस्थित:) प्रंतरात्म-अवस्था में ठहरा हश्रा 
जोव (एवं) जिस तरह ऊपर कहा गया है उस तरह (बहिरात्मानं) बहि- 
रात्मपने को (त्यक्त्वा) छोड़कर तथा (सर्वेसंकल्पर्वाजतम्‌) (सर्व संकल्प- 
विकल्पों से रहित होकर (परमात्मानं) परमात्मा को (भावयेत्‌) भावे 


भ्र्यात्‌ जिसमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं हे ऐसे परमात्मा के स्वरूप का 
प्रनुभव करे। 


भावाथं---यहाँ पर झ्राचार्य देव ने फिर शिक्षा दो है कि परमात्मां 
के समान ध्पनी आत्मा का जो कुछ यथार्थ स्वरूप हे उसका ग्रहण कर 
तथा उससे भिन्‍न जो कुछ भावकर्म, द्रव्यकर्म तथा नोकर्म श्रादि हैं उनसे 
बुद्धि हटाकर एवं बाहर और श्रंतरंग के जो मन, वचन, काय सम्बन्धी 
विचार हैं उनका परित्याग करके अपने उस आ्रात्म-स्वरूप का हो अ्रनुभव 
करना चाहिए श्रर्थात्‌ पहले उसको भावना करके फिर उस स्वरूप में लय 
हो जाना चाहिए। 


आगे को उत्थानिका-परमात्मा को भावना करते का क्या फल 


( ७० ) 
होता है, बह कहते हैं-- 
श्लोक-सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्भावनया पुनः । 
तत्नेव दृढसंस्काराल्‍लभते हचात्मनि स्थितिम्‌ ॥२८॥। 


अन्वयार्थ--(तस्मिन्‌) उस परमात्म-स्वरूप की (भावनया) भावना 
के प्रताप से तथा (सो5हम्‌) श्रनन्त ज्ञानस्वरूप से प्रसिद्ध वह जो परमात्मा 
है, सो हो में हुं (इति) इस प्रकार के श्रभ्यास से (प्रात्तसंस्कार) जिसने 
भ्रपनी वासना जमा लो है वह भेदाम्पयासी तत्त्वज्ञानी पुरुष (पुनः) फिर 
(तशेव) उसी उत्कृष्ट श्रात्मस्वरूप में (दुढसंस्कारात्‌) शभ्रति निएमचल 
वासना के बल से (हि) प्रगटपने (श्रात्मनि स्थितिम) श्रपने श्रात्मस्वरूप 
में निक्चलपने को (लभते) प्राप्त करता है । 
भावाथं--यहाँ पर श्राचायं बताते हैं कि भ्रंतरात्मा सम्यग्दुष्टि जीव 
को एक बार प्रनात्मा से भिन्‍न आत्मा का स्वरूप समझे लेने पर भी 
गाफिल नहीं हो जाना चाहिए। उस स्वरूप को बार-बार विचारना 
चाहिए। सो5हम, सो5हम्‌' की भावना करनो चाहिये। जो पविश्र आत्मा है 
वही मे हूं भ्र्थात्‌ मं स्वयं परमात्मा हूं' इस तरह निएचयनय के द्वारा भावना 
करते-करते जब दृढ़ संस्कार जम जाता है तब इसका श्रद्धान पक्‍का हो 
जाता है। पक्का श्रद्धान बार-बार श्रम्यास के बल से ही होता है । 
“इसका क्‍या कारण है जो उपशम सम्यकत्व प्रंतमृहुत्तं तक ही रहता 
है' इस बात पर जब विचार किया जाता है तो यही समझ में झाता हे 
कि सम्यक्त्व होते समय श्रात्मस्वरूप का जसा दृढ़ श्रद्धान होता है वह 
अंतर्मृहत्तमात्र ही रहता है, पोछे भ्रवश्रय वह या तो ढीला पड़ जाता है 
या छूट जाता है । यदि वह श्रद्धान ढीला होता है तो जोव को क्षयोपद्षम 
सम्पवकत्व हो जाता है श्रौर यदि छूट जाता है तो वह नीचे के किसो गुरण- 
स्थान में भ्रा जाता है। इसो लिए फिर से सम्यक्त्व पाने को भ्रथवा उसे इस 
रूप दृढ़ करने को कि क्षयोपशम से वह उस क्षायिक सम्यक्त्व रूप हो जाये 
जो प्रतिपक्ष मिथ्यात्व श्रादि प्रकृतियों के बिल्कुल छूट जाने से होता है, इस 
मनुष्य को निरन्तर 'सो5हं के भाव का अ्रस्यास करना चाहिए। बार- 


( ७१ ) 


बार प्रम्यास के बल से सम्यकत्त ऐसा मजबूत हो जाता है कि वह फिर 
कभो छुटता नहीं, चाहे वह क्षयोपशम सम्यकत्व हो चाहे क्षायिक। क्षयोप- 
शम यदि छुटता भी है तो क्षायिक में बदलकर हो मिटता है। 

श्रद्धान में दृढ़ता पा लेने पर पश्रात्मरस का अनुभव करने के लिए 
जीव को बार-बार स्वरूप की भावता करनी चाहिए। इस भावना के 
दृढ़ होने पर जब उसका उपयोग निज स्वरूप की तरफ जायेगा तब वह 
झात्मस्वरूप में निश्चल हो जायेगा और उसे आत्मानन्द प्राप्त होगा | 
इस स्वानभव को बढ़ाने के लिए ज्यों-ज्यों वह्‌ ध्यान का शझ्रभ्यास करता 
जायेगा स्यों-त्यों स्वरूप में निएहचल होता जायेगा श्लोर इसी कारण बह 
कभी साधु मी हो जायेगा। तत्पश्चात्‌ ध्यान करते-करते सर्व मोह कर्म व 
उसके सहकारी कर्मों का नाश करके बह निशचल रूप से आत्मा में ऐसा 
थिर हो जायेगा कि फिर कभो भी वहाँ से चलायमान नहीं होगा । यह 
दशा श्ररहन्त केवक्‍्लोी को है जहाँ भ्रनन्‍्त दर्शन, ज्ञान, सुख व वीर्यादि ग्रुरण 
प्रगट हो जाते है । श्राचायं श्री का प्रयोजन यहाँ यह बताने का है कि 
जो जंसी भावना करता है वह क्योंकि वेसा हो हो जाता है इसोलिए जो 
लिविकार परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेगा वह क्‍यों नहों उस पर- 
मात्मपद् को पहुंच जायेगा ध्रर्थात्‌ श्रवश्य पहुंचेगा। श्रतः आलस्य छोड़- 
कर जिस तरह भी बने उसी तरह भेदज्ञान का प्रस्यास करना चाहिए । 

आगे की उत्थानिका--यहां पर कोई शिष्य शंका करता है कि 
प्रात्मा की भावना करने के लिए तप श्रादि करना होगा जिसमे परम्परा 
से बहुत कष्ट होगा, इस कारण ऐसा कार्य करने में भय लगता है और 
जब वस्तु-स्थिति ऐसी हे तो फिर किसकी प्रवृत्ति इस आत्मभावना के 
सम्बन्ध में होगी प्रर्थात्‌ ऐसे कठिन कार्य के लिए कोन उद्यम करेगा ? पझ्ब 
इस आशंका को दूर करने के लिए प्राचार्य कहते है- 
श्लोक-मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततोनान्यद्भयास्पदम्‌ । 

यतो भोतस्ततो नान्‍्यदभयस्थानमात्मनः ॥।२६॥। 

अन्वयार्थं-(मुढात्मा) बहिरात्मा सिथ्याहष्टि (यत्र) जिन स्त्री, पुत्र, 

कुटुम्ब, सिन्र व शरीर शभ्रादि में (बिशवस्त:) इस रूप का विश्वास रर लेता 


( ७२ ) 


है कि ये मेरे है शोर में इनका हूं (ततः) उन शरीर, स्त्री व पुत्रादि में मोह 
करने के सिवाय (प्रन्यत) दूसरा कोई (भयास्पदम्‌) इस आत्मा के लिये 
भय का स्थान (न) नहीं है क्योंकि इसी मोह से ही तो आत्मा संसार में 
दुःख उठाता है श्रौर (यतः) जिससे श्रर्थात्‌ जिस परमात्मस्वरूप के श्नु- 
भव से वह (भीत:) डरता है (ततः श्रन्यत्‌) उसके सिवाय दूसरा कोई 
(आत्मनः) श्रात्मा के लिये (श्रभयस्थानम्‌) संसार के दुःखों से बचने का 
निर्भय उपाय (न) नहीं है । 

भावाथथ--पहाँ पर झाचाय॑ देव ने श्रज्ञानी भयभीत शिष्य की शंका 
का समाधान किया है कि आत्मानुभव के लिए उद्यम करने में उसी को 
भय मालूम होता है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहं। जानता है । जो 
तत्त्वज्ञानी होते है उनकी बुद्धि अज्ञानियों से विलक्षण होतो है । श्रज्ञानी 
जीव जिसमें ग्रपना भला जानता है श्रौर जिसमें विश्वास करता है उसी 
से ही उसको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जिस शरीर को वह अपना 
मानकर विश्वास करता है ओर जिसके लिये न्याय-श्रन्याथ का भो विचार 
न कर बतंन करता है उससे वह घोर पाप बांध लेता है जिस पाप का 
फल उसे श्रागे भोगना पड़ेगा । जब वही शरीर कुछ रोगी होता वा बिग- 
ड्वा है तो वह महान बलेश में पड़ जाता है और जब शरीर मरने लगता 
है तब उसके चित्त की आकुलता को वही जान सकता है श्लोर इस प्रकार 
भ्रात्तं्यान से मरकर वह खोटो गति में चला जाता है। इस तरह जो 
शरोर उसका विश्वासपात्र होता है उसी के काररप यह श्रज्ञानी प्राणी 
विपत्ति के स्थान में चला जाता है । इसी भांति स्त्री, पुत्र ब धन आदि में 
जो जीव अपनेपने रूप मोह करता है श्रौर उनके रोगी होने व वियोग होने 
पर उनके निमित्त से महान क्लेशित होता है वह भो घोर पाप बांध 
महाविपत्ति के स्थान में पहुंच जाता है। मिथ्यात्वी जीव को यह दकज्षा 
बड़ो शोचनीय है । प्राचार्य कहते हैं कि तत्वज्ञानी की स्थिति इससे विल- 
क्षण होतो है। वह इन शरीर, सन्नी, मिन्न व पुत्र आदि से व्यवहार में 
काम तो लेता हे परन्तु श्रंतरंग में न तो उनसे मोह करता है भौर न उन 
प्र बिश्वास हो करता है श्रतः यदि उनका वियोग भी हो जाता है तो 


( ७३ ) 


यह कुछ क्लेश नहीं उठाता। वह उनके निमित्त पाप भी नहों करता, 
न्यायपूर्वक व्यवहार से ही उनको रक्षा करता है। 


श्रात्मा का परमहित शुद्धस्वरूप के लाभ में है। जहाँ श्रात्मा बिल्कुल 
निर्भव हो जाता है उसी को मोक्ष अवस्था कहते है। इसका उपाय भी 
जो निश्चय रत्नत्रयमयी आत्मानुभव है वह भी भय व दुःख से रहित हे 
क्योंकि श्रात्मानुभव में तिष्ठा जीव परम शांति, निराकुलता तथा श्रानंद 
भोगता है । जगत के सारे दुःख स्वरूप के ध्यान से भाग जाते है। इस 
श्रात्मानन्द के लिए तप करने, व्रत धारने व शास्त्र मनन करने आ्रादि रूप 
कार्यों में प्रवत्त होते हुए तत्त्वज्ञानी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न 
होकर उसी तरह महान्‌ आनन्द ही प्राप्त होता है जिस तरह किसी मित्र 
से मिलने को जाते हुए मार्ग के कष्ट भी सुखरूप भासते है अथवा धन के 
लिए परिश्रम करना भी सुख को झाश! मे सुखदायों हो होता है। श्रात्मा 
का परम शररा आत्मानुभव है, यही निभंय स्थान है ' खेद है कि श्रज्ञानी 
इसी से डरता है। वास्तव में यह महामोह की ही महिमा है जिससे 
ग्रतानी सुखदायी को दुःखदायो तथा दुःखदायों को सुखदायी समभता है । 
आाचाय कहते हैं कि अ्ज्ञानो को ही स्वरूप प्राप्ति के उद्योग में कष्ट पाने 
का भय होता है, ज्ञानी को नहीं । ज्ञानी तो बड़े उत्साह से श्राचक व 
साधु के ब्रत पाल, धर्म व मोक्ष पुरुषार्थ का साधन करता है । 


आगे की उत्थानिका--आआत्मा की प्राप्ति जिस तरह होती है, 
उत्का उपाय कहते है-- 


श्लोक-परबे निद्रयाणि संयम्यस्तिमितेनान्तरात्मना । 
यत्क्षणं पश्यतों भाति तत्तत्व॑ परमात्मनः ॥॥३०॥। 


अन्वयार्थ-... (सर्वेन्द्रिया रिए) श्रपने-अपने विषयों में जातो हुई सर्व 
इन्द्रियों को (संपम्प) रोककर (स्तिमितेन) स्थिरोभूत (अ्रन्तरात्मना) मन 
से अर्थात्‌ भ्रपने भीतर जो कोई झ्रात्मा है उस तरफ श्पने उपयोग को 
सन्मुख करते हुए (क्षणं पश्यतः) क्षण मात्र भी भ्रनुभव करने वाले के 


( ७४ ) 


(यत्‌) जो स्वरूप (भाति) भलकता है (तत्‌) सो ही (परमात्मनः तस्वम्‌) 
परमात्मा का स्वरूप है । 


भावार्थे--आत्मा ज्ञान स्वभावों है, इसका ज्ञानोपयोग ज्ञेय पदार्थों 
के निमित्त से कभी कहीं व कभी कहों श्रमरण किया करता है। हम लोग 
मन सहित पंचेन्द्रिय जीव है इससे हमारा उपयोग कभो किसी इन्द्रिय, 
कभी किसी इन्द्रिय व कभी मन के द्वारा काम किया करता है। वह इन्द्रियों 
के द्वारा तो विषय को ग्रहण करता है तथा मन के द्वारा उसका विशेष 
स्वरूप एवं कारण-कार्य आदि का विचार करता हे परन्तु काम एक 
समय में एक ही इन्द्रिय के द्वारा यह उपयोग कर सकता है। इन्द्रिय के 
द्वारा उपयोग किसी विशेष को जानता है तथा मन के द्वारा किसो विशेष 
का चिन्तवन करता है। श्रब यदि उपयोग को अपनी ही श्रात्मा की तरफ, 
जिसका ही एक परिणाम उपयोग हे, जाना हो तो उसे विद्वेषों को 
छोड़कर सामान्य पर आझाना होगा श्रत: सब इन्द्रियों व मन से तो स्वयं 
को हटाना पड़ेगा और अपने स्वामी श्रथवा अपने श्रापकी तरफ श्रपने को 
रलना पड़ेगा सो ही यहाँ कहते हे कि इन्द्रियों से व मन के विकल्पों से 
हटते हुये जिस समय अपने श्रापके सनन्‍्मुत्॒ उपयोग करके श्रपना श्रनुभव 
किया जाता है उस समय जो कुछ भीतर प्रकाशित होता है, बहो परमात्मा 
का स्वरूप हूँ । 


परमात्मा की प्राप्ति का यही उपाय हे कि इन्द्रियों को रोको, मन 
को स्थिर करो और अपने आपको देखो। अपने भीतर देखने पर जो कुछ 
दिखता हूँ वही परमात्मा हे । उसो समय स्वानुभव व स्वसंबेदन होता हे 
झोौर उसी समय परमानन्द की प्राप्ति होती हे । कहने का प्रयोजन यही 
हैँ कि अपनी श्रात्मा का अ्रनुभव कुछ भी कठिन नहीं है, वह तो भ्रपनी 
ही वस्तु हे। नि३चय से हम स्वयं परमात्मा हे। जब भी हम पर से हटकर 
श्रपने श्राप में श्राएंगे तब हम स्वयं परमात्मस्वरूप है ही। श्रनादि से हमने 
इन्द्रिय शोर मनरूपी छह भरोखों से बाहर देखने का ही श्रभ्यास कर रखा 
हैँ। हम कभी भी उनसे बाहर देखना छोड़ते नहीं । जब भी हम उन 


(७५ ) 


भरोखों से बाहर न भाँककर भीतर अ्रपने घर की तरफ देखेंगे तभी हमें 
स्वयं श्रपना स्वरूप भ्रवदय दिखलाई पड़ेगा। 
आगे की उत्थानिका--श्षिष्य ने फिर प्रश्न किया कि किसको 


ग्राराधना करने से आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी ? श्रव श्राचार्य इसका 
उत्तर कहते हैं-- 


श्लोक--यः परात्मा स एवाह यो5हं स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपास्यो नान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति: ॥३१॥। 


अन्वयार्थे-...(य:) जो कोई प्रसिद्ध (परात्मा) उत्कृष्ट श्रात्मा या 
परमात्मा है (स एवं) वह ही (श्रहं) मै हूं तथा (यः) जो कोई स्वसंवेदन- 
गोचर (श्रहं) मै श्रात्मा हूं (सः) सो ही (परमः) परमात्मा है (तत्तः) 
इसीलिये भ्रर्थात्‌ जब परमात्मा और मैं एक ही हूं तब (मया) मेरे हारा 
(अ्रहम एवं) में हो (उपास्यः) आराधने योग्य हूं, (कश्चित्‌ श्रन्य) कोई 
दूसरा (न) नहीं । (इति) इस प्रकार अपने स्वरूप में हो आराध्य- 
श्राराधक भाव की (स्थितिः) व्यवस्था है । 


भावार्थ--यहां प्राचार्य ने शिष्य के प्रश्न का यही उत्तर दिया है 
कि अपने स्व-स्वरूप की हो श्राराधना करनी चाहिये और शभ्रपने आत्म- 
स्वरूप के श्रनुभव से ही स्व-स्वरूप की प्राप्ति होती है। परमात्मपद की 
शक्ति भ्रपने श्राप में हो हे। निश्चयनय से स्वभाव व गरों की श्रपेक्षा 
परमात्मा और संसारी आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इन दोनों 
में सत्ता की श्रपेक्षा तो भेद है पर स्वभाव को श्रपेक्षा नही । श्रपनो हो मिश्र 
भ्रवस्था में से यदि श्रोदारिक शरोर, तेजस शरीर और कार्मारा शरीर को 
झलग कर दिया जाये तथा औपाधिक रागढ षादि भावों को हटा दिया 
जाये तो आप स्वयं परमात्मा ही है। शुद्ध निश्चयनय से अ्रपने श्रापको 
ही परमात्म-रूप समझ कर अपने स्वरूप का ही प्रनुभव करना चाहिये, 
प्रन्य किसी का नहों। भ्रन्य की आराधना जहाँ विकल्परूप व सराग है वहाँ 
प्रपने ग्रापको उपासना निविकल्परूप तथा बोतराग है। वीतराग दक्षा प्राप्त 
करने में यही भावना कार्यकारी है। झ्राचार्य महाराज का एक यह भी 


( ७६ ) 


ब्राध्यय है कि पर को मक्ति कठिन होती है व परको वस्तु पानी कठिन 
होती है पर भ्रपनी ही वस्तु को श्राप ही श्रपने में पाना कोई कठिन नहीं है 
इसी लिये निश्चिन्त होकर पर की चिन्ता छोड़ स्व-स्वरूप को ही आराधना 
करनी चाहिये। समाधि-भाव पाने का मात्र एक यही उपाय है। 


आगे की उत्थानिका--इसी स्व-स्वरूप को उपासना का विद्येष 
उपाय दिखाते हैं- 


श्लोक-प्रच्याव्य विषयेभ्यो5हं मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधात्मानं प्रपन्नो5स्मि परमानन्द निव्‌ तम्‌ ॥३२॥ 


अन्वयार्थ---(विषयेभ्य:) पंचेन्द्रियों के विषयों से (मां) झपने को 
(प्रच्याव्य) हटा करके (मया एव) श्रपने ही द्वारा भ्रर्थात्‌ श्रपने प्रात्मस्वरूप 
के ही द्वारा (मयि) श्रपने ही स्वरूप में (स्थित) ठहरते हुए (बोधात्मानं) 
ज्ञानस्वरूप तथा (परमानन्द निव्‌ तम) उत्कृष्ट आनन्द से पूर्ण (मां) श्रपने 
स्वरूप की श्रवस्था को (श्रहं) मैं (प्रपन्नोइस्मि) प्राप्त होता हूं । 


भावार्थ--यहां पर झ्राचायं श्रंतरात्मा की स्वरूप-भावना की रीति 
को बता रहे हैं कि यह अ्रंतरात्मा सम्यस्टृष्टी जीव अपने झापको श्रर्थात्‌ 
झपने उपयोग को पांचों इंद्रियों के विषयों से श्रर्थात्‌ भोग्य पदार्थों से 
हटा लेता है। उन पदार्थों में इष्ट-प्रनिष्टपने की बुद्धि को वह छोड़ देता 
है । बाहरी पदार्थो की पर्यायों को जड़ पुदूगल की पर्याय समभकर 
उनसे वह बेरुख हो जाता है श्रर्थात्‌ मूल द्रव्य को ध्यान में लेकर उसकी 
पर्यायों से उदासीन हो जाता है। जंसे कोई जब भोजन करने में लग 
जाता है तब श्रपने दिल को श्रौर कामों से हटा लेता है श्रथवा श्रपनी 
प्रियतमा स्त्री से प्यार करते हुए ब्रन्य बातों से वह श्रपना उपयोग फेर 
लेता है ब्रोर श्रपनी स्त्री के ही भोग में लय जाता है उसी तरह तत्त्वज्ञानी 
जीव विचारता है कि में अपने श्रापको विषयों से हटाकर, शअ्रपने ही 
स्वसंवेदन के द्वारा, भ्रपनी ही श्रात्मा में जब विराजमान करता हूं तब 
में ऐसी ज्ञानस्वरूप तथा परमानन्दमयी श्रवस्था फो प्राप्त होता हूं जो 


(७७ ) 


मेरा ही खास स्वरूप है। झ्रां्मरस क्योंकि विधयरस से विलक्षण है इसीलिए 
जब विषयरस का स्वाद जाता है तब शझ्रात्मरस का वेदन पंदा होता है। 
झनादि से लिये जाने वाले जिस स्वाद से जीव को सुख, शांति व तृप्ति 
नहीं मिलो उस स्वाद से सुख सोड़ने पर शोर स्व-स्वरूप के सन्मुख होने 
पर ही निजानन्द का अनुमव होता है भ्ौर यही प्रनुभव परमात्मपने के 
विकास का बीज है । 


आगे की उत्थानिका--ऊपर कहे प्रमाण श्रात्मा के स्वरूप को 
जो शरीर तथा पुद्ठल के समस्त विकारों से भिन्न भ्रनुभव नहीं करता है, 
उसके सम्बन्ध में कहते हैं- 


श्लोक--यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वाणं तप्त्वाईपि परम तपः ॥३३॥। 


अन्वयार्थ-(यो) जो कोई विद्वान (एवम्‌) ऊपर कहे प्रमाण (देहात्‌ 
पर) शरीरादि पर पदार्थों तथा परभावों से भिन्‍न (ट्रव्ययं) अ्रविनाजञी 
एवं प्रपने ज्ञानादि शुस्‍ुषों से परिपुर्ण (प्रात्मानस) श्रात्माको (न वेत्ति) 
नहों जानता है श्रर्थात्‌ श्रनुभव नहीं करता है (सः) वह पुरुष (परम) बहुत 
तीत्र (तपः) तपरया को श्रर्थात्‌ महान्‌ उपवासादि कायक्लेश को (तप्त्वा- 
झ्रपि) तप करके भी (निर्वाणं) संसार के सर्व दुःखों से मुक्तरूप निज स्व- 
रूपानंदमयी निर्वाण को (न लभते) प्राप्त नहीं करता है । 


भावाथं--निर्वाण भ्रात्मा की उस शुद्ध भ्रवस्था को कहते हैं जहां 
सांसारिक श्रवस्था तो मिट जाती है और स्वाभाविक श्रवस्था प्रगट हो 
जाती है। जेसा कार्य हो बेसा ही उसका कारण भी होना चाहिये, जैसा 
साध्य हो बेसा ही साधन भो चाहिये। आत्मा का प्रंरूप जहां साध्य है 
वहां श्रात्मा के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व उसमें चर्या करने रूप 
रत्नत्रय ही उसका साधन हो सकता है, प्रन्य नहीं जेसाकि स्वामी प्मृत- 
चंद्रजी मे निम्न समयसार कलझ में कहा है--- 


( ७८ ) 


श्लोक--क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतर॑मक्षोन्मुख: कर्म्भसिः, 
क्लिश्यन्तां च परे महाद्यततपो भारंण भग्नाश्चिरं । 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेधमानं स्वयम, 
ज्ञानं ज्ञानगु्णं विना कथमपि प्राप्त क्षमंते न हि ॥१०॥। 
भावार्थ--कोई मोक्षमार्ग से प्रतिकूल महाकठिन कायकक्‍लेश प्रादि 
व्यवहार क्रियाकांडों से स्वयं कष्ट उठाये तो उठाश्रो श्रथवा कोई व्यवहार 
मोक्षमागंरूप महाव्रत व तप के भार से दीघंकाल तक पोड़ित होते हुए कष्ट 
उठाबे तो उठाभ्रो पर साक्षात्‌ मोक्षरूप तो एक यही क्लेशरहित पद है जो 
ज्ञानस्वरूप है तथा स्वयं श्रनुभव में आने योग्य है श्रोर उसकी प्राप्ति कोई 
भी श्रात्मज्ञानरूपी गुरण के बिना श्रन्य किसो भी तरह से करने में समर्थ 
नहीं हो सकते । 
जो सम्पक्त्व रहित है श्रर्थात्‌ श्रात्मानुभव को न पाते हुए उसके सच्चे 
श्रद्धान से बाहर हैं एवं जिनको आ्रात्मसुख का झानंद नहों श्राया है, वे पुरुष 
चाहे तो जनधरमम से विरुद्ध कायक्लेश का कष्ट उठाभ्रो श्ौर चाहे जेनधर्म 
के भ्रनुकल अ्रट्ठाईस मूलगुण व बारह प्रकार के तप का साधन करो पर 
वे कभी भी शभ्रात्मा को शुद्धि को नहों पा सकते । जंसे कोई बाहरी सामग्री 
कंडा, धोंकनी व चिमटे श्रादि को तो इकट्ठा कर ले परन्तु अ्रशुद्ध सुवर्ण 
के मल काटने को भ्रग्नि का जो ताप देने को जरूरत होती है उस ताप 
को न देवे तो अनेक कष्ट सहने पर भी उस सोने का एक श्रंश भी शुद्ध 
नहों हो सकता बंसे ही आ्रात्मानुमव ही वह ध्यान की श्रग्नि है जो कर्म 
मेल को हटाती है भ्रत: इसी की विशेष आ्राववरयकता है। बाहरी श्रावक् व 
मुनि को क्रिया का जो पालन है वह तो केवल मन को बाहरो श्राकुलताश्रों 
से हटाने के लिए है क्योंकि ब्रारंभ परिग्रह से मन जितनो अधिक 
पायेगा उतना हो श्रधिक वह आत्मा के मनन में लग सकेगा इसोलिए ऐसा 
कहा गया है कि सस्यकक्‍त्व के बिना ब्रत, तप आ्रादि केवल अज्ञान व्रत व 
श्रज्ञान तप है। श्री क्दक्ंदाचाय्य भगवान ने समयसार जो में कहा है-- 
गाथा-परमट्ठम्हि दु अठिदो जो कुणइ तव॑ं वयं च धारइ। 
त॑ सव्ब॑ं बालतवं बालवद॑ विति सब्वष्ह् ॥८३॥। 


( ७६ ) 


भावार्थ-जो परमाय में नहीं ठहरा हुआ है श्रौर त्रत करता तथा 
तप धारता है उसका सब यालतप ब बालक्त है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते 
हैं। 

मन को बाहरी प्रपंच जाल से बचाने के लिए व्यवहार चारित्र है सो 
भी इसीलिये कि बाहरो प्रपंचरों से निवृत्त उस मन से स्वरूप का सतन 
किया जाये । यदि स्वरूप का मनन न हो तो स्व ही व्यवहारचारिश्र 
मोक्ष का साधक न होकर केवल मंद कषाय से पुण्य-बंध ही करता है 
जिसका फल नो ग्रेवेयषक तक गमन और फिर संसार में ही भ्रमण है 
इसीलिए यहाँ श्राचार्य देव ने कहा है कि जो आत्मज्ञान शुन्य है वे निर्वाण 
नहीं पा सकते । 

आगे की उत्थानिका--यहाँ शिष्य शंका करता है कि जो तपस्वी 
महा कठिन तप को करते है उन्हें महादुःख होता हे जिससे उनके मन में 
खेद व झाकुलता होती हूँ श्रतः ऐसी दज्ञा में उन तपस्वियों को निर्वारण की 
प्राप्ति केसे हो सकती हूं ? ग्रब इसका श्राचार्य समाधान करते हैं- 


श्लोक-आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्‍्हादनिब्‌ तः । 
तपसा दुष्कृतं घोर भुञ्जानो5पि न खिद्यते ॥३ ४। 


अन्वयार्थ--.(प्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्‍्ह।दनिब्‌ तः) प्रात्मा पश्लौर 
शरीर के भेदज्ञान से पंदा होने वाले झानन्द से भरा हुआ योगी (तपसा) 
बारह प्रकार तपस्या करके (घोर दृष्कृतं) भयानक पूर्व कर्म के फलरूप 
महादु:ःख को (भुञज्जानोईपि) भोगते हुए भी (न खिद्यते) खिन्‍न नहों 
होता है । 


भावार्थ--प्राचायं कहते हैं कि तप को करते हुए खेद उसी को 
होता है जिसको पश्रात्मज्ञान नहीं होता तथा जो उस झात्मज्ञान से उत्पन्न 
परमानन्द का स्वाद नहीं पाता। आत्मानुभव से जो परम तृप्तिकारी 
सुख होता है, उस सुख की प्राप्ति के लिए यदि किसी तपस्बी ने तपस्या 
शुरू की हो तो उसे घोर तप के तपने से भी उसी प्रकार कोई कष्ट नहीं 


( ८० ) 


होता जिस प्रकार द्रब्य का लोभी ध्वृप में तंगे पेर दस-दस कोस तक 
चलता हुआ भी उस बाधा की इसीलिए कुछ परवाह नहीं करता क्योंकि 
उसका उपयोग उस समय धन के सम्बन्ध में लालायित हो रहा है। ध्यान 
का श्रभ्यासी ध्यान के समय पहले तो यथासम्भव निराकुल स्थान में 
बंठकर ही ध्यान करता है जिससे वह बाहरी कष्ट नहीं भोगता श्रौर उस 
निराकुल स्थान में बंठे होने पर भी पूंपाप के उदय से कोई संकट यदि 
उस पर झा ही जावे तो उस संकट में वह चित्त को खेदित या मेला नहीं 
करता क्योंकि एक तो उसे श्रांत्मा के श्रनुभव का जो रस श्रा रहा है 
उसके सामने वह विपत्ति कोई वस्तु ही नहीं है श्रोर दूसरे बह ज्ञानी उस 
संकट को अपने ही किए हुए कर्मों का फल जानता है तथा “इस रूप में 
मेरा कर्ज चुक रहा है! ऐसा समझकर किसी प्रकार का कोई भी खेदभाव 
मत में नहीं लाता । 

जितने भी दुःख है उनका अ्रसर शरोर पर पड़ता है ओर ज्ञानी ने 
भेदज्ञान के बल से श्रपने शरोर को अपनो श्रात्मा से भिन्‍न जान लिया है, 
सात्र इतना ही नहीं उसने तो उस आत्मा के स्वाद का भी अनुभव कर 
लिया है भ्रौर इसी काररण वह श्रात्मा के स्वरूप का परम प्रेमी तथा 
शरीर से प्रत्यन्त उदास हो गया है। यदि कोई किसी से उदास हो जाता 
है तो उस पर कोई बिगाड़ या सुधार का मामला होने पर उससे भी बह 
उदास रहता है, यह नियम है इसीलिए शरोर पर कर्मोदय से श्राने बाली 
तकलीफों की ज्ञानी कुछ परवाह नहीं करता है। वह श्रपने स्वरूप के 
प्रातनद में मस्त हुआ परम सनन्‍्तुष्ट रहता है इसोलिए धोर तप करते 
हुए भो न तो उसे दुःख हो होता है भ्रोर न बह मन में खेद ही लाता है 
कोर इस प्रकार शान्ति एवं बेराग्यगभित आत्मानुभव के प्रताप से कर्मों 
की निर्जरा करता हुआ यह निर्वाण का पात्र हो जाता है। 


आगे की उत्थानिका--श्राचायं कहते हैं कि यदि तपस्वी को तप 
को क्रिया में खेद हो जाये तो उसे श्रात्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती 


दर्पोंकि उसका मन उस समय धर्मध्यान से छूट कर श्रात्तंध्यान में श्रा 
जाएगा 


( ८१ ) 


श्लोक--रागद्वेषादि कललोलेरलोलं यन्मनोजलम्‌ । 
स पश्यत्पात्मनस्तत्त्वं स तत्त्व नेतरो जनः ।॥।३५॥।। 

अन्वयार्थ-( यन्‍्मनोजलम ) जिसका मनरूपो जल ( रागहेषादि 
कल्लोले: ) राग, देष, क्रोध, मान, साया व लोशादि तरंगों से ( श्रलोल ) 
चंचल वा मलिन नहों है एवं बोतरागता में स्थिर है (सः) वही योगी 
( श्रात्मनः तत्व ) श्रात्मा के यथार्थ स्वरूप को ( पश्यति) देखता है 
ध्रथवा अनुभव करता है एवं (सः ) वही प्रात्मदर्शो ( तस्‍्वं ) स्वयं 
तत््वस्वरूप है ब्रर्थात्‌ परमात्मा के स्वभावरूप हे, (इतर: जनः न) दूसरा 
मनुष्य नहीं भ्रर्थात्‌ जो मनुष्य श्रात्मा की तरफ सन्‍्मुख नहीं हे, वह उस 
समय वतंमान पर्याय की श्रपेक्षा तत्््वरूप नहीं हूँ । 


भावाथं-जंसे समुद्र का जल जब पवन के द्वारा उठने वाली तरंगों 
से चंचल होता है तब उसमें पदार्थ निमंलता के साथ नहीं दिखता है 
परन्तु जब वही जल स्थिर होता है तब उस निर्मल जल में अपना मुंह 
या भ्रन्य कोई भी पदार्थ साफ-साफ दिख जाता है, बसे ही जब यह मन 
राग, द्वंष, क्रोध, मान, साया व लोभादि विकारी भावों से चंचल होता 
है तब उससें श्रात्मा का स्वभाव नहीं भकलकता परन्तु जब सन में राग 
हेषादि विकार नहीं होते तब उस निर्मल मल सें श्रात्मा का जो स्वरूप है, 
सो बराबर दिखता है। तात्पयं यह है कि जिनके मन में राग, हेष, मोह है 
वे श्रात्मा के स्वरूप को नहीं पा सकते और भोहरहित सम्पग्हृष्टि योगी 
अपने स्वरूप के अनुभव में ऐसे दत्तचित्त होते है कि बाहरो शरीर के खेदों 
में वे रागह्ष नहीं करते झऔर इसी क़ाररणफण उनको किसी तरह का कोई 
कष्ट नहीं होता । वे ग्रात्तंघ्यान नहीं करते ओर सदा धर्मध्यान में लोन 
रहते हुए परमानन्द का उपभोग करते हैं । 

आगे की उत्थानिका-जिस आात्म-तत्व को राणईष रहित जीव 
देखता है, वह तत्त्व कैसा है और उसका क्‍या स्वरूप है, सो कहते है- 


श्लोक-अ विक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं म्रान्तिरात्मनः | 
धारयत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ॥।३६।। 


( ४२ ) 


अन्यया्थं-(भ्रविज्षिप्तं) विक्षेप रहित प्र्थात्‌ रागादि में परिणमन 
नहीं करता हुआ एवं देहादि झौर पश्रात्मा को एक सानने के प्रसिप्राय का 
त्याग करने से झपने स्वरूप में ही निशचलता को प्राप्त करता हुआ (मनः) 
जो मन है सो (झ्रात्मनः तत्त्व) श्रात्मा का वास्तविक स्वरूप है तथा 
(विक्षिप्त) ऊपर से विपरोत भ्रर्थात्‌ विक्षेपरूप, रागादि में परिणत हुआ 
एवं शरीरादि झोर झात्मा का भेद-ज्ञान न करता हुश्रा जो मन है सो 
(क्रान्तिः) कम है, मिध्यात्वरूप है, झ्रात्मा का स्वभाव नहीं है (ततः) 
इसीलिए (प्रविक्षिप्त) भ्रविक्षिप्त भ्र्यात्‌ रागढ्रेषादि रहित (तत्‌) मन 
की श्रवस्था को तो (धघारयेत्‌) धारण करना चाहिए झौर (विक्षिप्त ) राग- 
देष से क्षोभित मन की प्रवस्था का (न पभ्राश्रयेत्‌) श्राक्षय छोड़ना 
साहिये। 


भावार्थ--प्राचायय कहते हैं कि वह प्रात्मा का स्वरूप अपने हो 
पास है। जो भाव-मन विचार का काम कर रहा है उससे मिथ्याबुद्धि व 
रागह्ेष को जब हटा दिया जाता है तब स्वयं ही विचारों एवं चिताश्रों 
का प्रभाव होकर वहाँ मीतर जो कुछ भलकता है, वही प्रात्मा का सच्चा 
स्वरूप है । यही सन जब सिथ्पात्वभाव व रागद्र ष के फन्‍्दों सें उलभा 
होता हुँ तब चेतन्य-स्वरूप नहीं ऋलकता क्योंकि वहाँ भ्रम हे । इसी- 
लिए जो तर्तवज्ञानो स्वानुमृति को प्राप्त करना चाहता हे उसे पहले तो 
झपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का इस रूप श्रद्धान करना चाहिए जिसमे 
कि उसे अपनी आत्मा सर्व मावकर्म, द्रव्यकर्म श्लौर नोकर्म से भिन्न 
प्रतोति में श्राने लगे श्रौर फिर पर-पदार्थों से रागह घ छोड़कर उसे प्रपने 
उपयोग को निज स्वरूप में जमाना चाहिये, बस उसी समय प्रात्मा के 
स्वरूप का प्रनुभव हो जायेगा । मन के उपयोग का श्रात्मा सें तन्मय हो 
जाना हो तो श्रात्मा के सच्चे स्वरूप का लाभ हूँ। जहाँ सच्चा श्रद्धान नहीं 
होता वहाँ मन कभी भी रागद्वष रहित एवं निश्चल नहीं हो सकता शौर 
इसीसे वहाँ श्रात्मस्वरूप नहों मिल सकता । तात्पय यह है कि यदि पश्रात्मा 
के आनंद की भावना है तो शिष्य को भ्रपने मन को रागहेष रहित करना 
चाहिये तथा उसे रागादि भावों में हो उलभाये नहीं रखना चाहिये । 


( ८३ ) 


आगे की उत्थानिका--हछ्षिष्य प्रइन करता है कि किस तरह मन 
को क्षोभ तथा किस तरह प्रक्ोभ होता है, इसो का उत्तर प्राचार्य देते हैं- 


श्लोक-अविद्याभ्याससंस्का रं रवशं क्षिप्पते मनः । 
तबेव ज्ञानसंस्कारंः स्वतस्तत्वे5 वतिष्ठते ।३७।। 


अन्वयाथं---(अ्रविद्यास्याससंस्का रै:) शरीर झादि को शुचि, स्थिर 
तथा झात्मा ही मान लेने रूप जो प्रविद्या एवं भ्रज्ञान शोर इस ग्रज्ञान 
के बार-बार होने से पंदा हुई जो वासनायें, उनके कारण तो (मनः) यह 
मन (दवशं) श्रपने वश को छोड़कर श्वर्यात्‌ इन्द्रियों के श्राधीन होकर 
(क्षिप्यते) विक्षिप्त एवं रागीदंधी हो जाता है झौर (तदेव) बही सन 
(शान संस्कारं:) 'भात्मा शरोरादि से भिन्‍न है! इस प्रकार के ज्ञान के बार- 
बार श्रम्यास से प्राप्त हुए संस्कारों के हारा भ्रर्थात्‌ भेदज्ञान के भ्रम्यास 
से (स्वतः) झ्पने भाप ही (तस्वे) श्रात्मस्वरूप में (श्रवतिष्ठते) ठहर 
जाता है। 


भावार्थ-..प्राचायं कहते हैं कि भ्रम्यास एक ऐसी चीज है जिसके 
कारण मन को दृत्ति नाना प्रकार को हो जाती है। प्रज्ञानी मिश्यात्वी 
जीव को प्रात्मा के स्वरूप का पता नहों होता । वह भ्रनात्मा को हो 
झ्रात्मा समझ लेता है। “रागह्रेषरूप व शरीररूप ही श्रात्मा है” इस 
प्रशान के श्रना दिकाल से होने वाले श्रस्यास से उस श्रज्ञानी का मन श्ञांति 
को नहीं भोगता और निरंतर इन्द्रिय-विषयों श्रौर कषायों के प्राधोन पड़ा 
रहकर इृष्ट पदार्थों में राग तथा अ्रनिष्ट में दे किया करता है। मन के 
विक्षिप्त होने का कारण वास्तव में ग्रज्ञान है। इसे छोड़कर जब भेद- 
विज्ञान क। बार-बार भ्रभ्यास किया जाता है प्रर्थात्‌ ऐसा मनन किया 
जाता है कि 'शुद्ध चंतन्यमात्र एवं सिद्ध भगवान के समान जो कोई परम- 
पदार्थ है, वही मै हूं तथा मेरी चेतन्य-भूमि में होने वाले कर्मोदयजनित 
प्रनेक प्रकार के सर्व नेमित्तिक भाव ही जब मेरे स्वभाव से भिन्‍न है तब 
भ्रन्य उअ्य जिनकी सत्ता हर तरह सुभसे न्‍्यारी है, वे तो भिन्‍त होगे ही' 
तब पुनः पुनः इस रूप भ्रस्यास के बल से यह मन ज्ञानो हो जाता है ओर 


( ८४ ) 


स्वयं ही झ्रानंददायी व शांत झ्रात्मस्वरूप में पूर्ण विश्वास करता है और 
झवसर पाकर झात्मानुभव में लय हो जाता है। सम्यग्ज्ञान के बल से ही 
मन रागहेष रहित होकर झ्ात्मा का विलास करता है। तात्पयं यह है 
कि ज्ञानो को इस भेदविज्ञान कां बारम्बार अभ्यास करना चाहिए । 


आगे की उत्थानिका-चित्त के विक्षिप्त होने का क्‍या फल होता 
है तथा प्रविक्षिप्त रहने का क्या फल होता है, इसी बात को वहालि हैं- 


श्लोक--अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः ।॥।३८।। 


अन्वयाथं---(यस्य चेतस:) जिसके चित्त में (विक्षेपः) राग, हेष, मोह 
का क्षोम रहता है (तस्थ) उसी के (ग्रपमानादय:) भ्रपमानादि भाव 
हुआ करते हैं अर्थात्‌ 'मेरा मान खंड हो गया, मेरी श्रवज्ञा हुई, मैं दूसरों 
से बड़ा हूं' आदि रूप भाव एवं दूसरे को देखकर ईएर्था करना झ्रादि रूप 
भाव हुआ करते हैं तथा (यस्य चेतस:) जिसके चित्त में (न क्षेपः) राग- 
हू षादि का क्षोम नहीं होता है (तस्य) उसके (श्रपमानादयः) ये पश्रपमा- 
नादि अशुभ भाव (न) नहों होते हैं । 


भावार्थ-.यहां पर आचार सहाराज ने यह दिखलाया है कि मन 
के भोतर होने वाले कुत्सित विकारों का मुलकारण जीव की श्रज्ञानरूप 
प्रवृत्ति है। जो मनुष्य इस शरोर में ग्रात्मबुद्धि रखता है, इन्द्रियविषय- 
भोग को ही जो श्रपना स्वस्व समझता है और संसार के प्रपंच-जालों में 
ही जिसके सन को विशक्षाम मिलता है, वह राच्रि दिन श्रहुंकार में फंसा 
रहता हूँ। भ्रपनी जरा सी भी अबज्ञा को वह सह नहीं सकता तथा श्रपने 
सामने किसी की बढ़ती को पसन्द नहीं करता। ईष्याभाव, वेरभाव तथा 
प्रत्य भोगादि की चिन्ताओ्नों में उलफककर बहू रात दिन दुःखी तथा 
भ्राकुलित रहता हे। यह श्रवस्था उस प्राणी को नहीं होती जिसके 
सन में रागद षादि की यह प्रज्ञानरूप विडम्बना नहों होती । जो पुरुष 
ज्ञानी होता हे वह भ्रपने मन में कषाय की तीज्ता को नहों होने देता 


( ८५ ) 


तथा ज्ञान के बल से वस्तु-स्वरूप का यथार्थ विचार करता हुआ्ना सुग्यी 
रहता है। तात्पयं यह है कि सर्व ग्राकुलताओं का मूल कारण श्ज्ञान है। 
हस भ्ज्ञान के घिटते हो परिरामों में श्रात्मा की तरफ सन्मुखता होती है 
और रागद षादि क्षोभ घट जाता है । 


आगे की उत्थानिका---सान-अ्पमान झ्रादि रागद्रधष रूप भाव 
जब श्रार्वें तब उनको दूर करने का क्या उपाय है, इसो को समभाते हैं- 


श्लोक--यदा मोहात्प्रजायेते रागद्षो तपस्विनः । 
तदंव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्‌ ।;३८।! 


अन्वयार्थ--(यदा) जब (तपस्विनः:) क्रिप्ती तपस्वी के (मोहात) 
मोहनोय फर्म के उदय से (रागह्षो) राग व द्वंष (प्रजायेगे) उत्पन्न होवें 
(तदेव) उस समय उसे (स्वस्थ) बाहरी विषयों से हटकर श्रपने स्वरूप में 
स्थित (श्रात्मान) झ्रात्मा की (भावयेत्‌) बारम्बार भावना करनी चाहिए। 
ऐसा करने से वे रागह घ (क्षणात्‌) क्षणसात्र में ही (शाम्यतः) शांत हो 
जायेंगे । 

भावार्थ--प दि कोई ऐसा निर्मित्त मिले जिसके कारण किसी भो 
तरह का कपाय भाव जम उठे और रागद्रंपरूप ५रिणति होने लगे तो 
उसो समय तस्वज्ञानी को चाहिए कि वह निइुचयनय को दाररप ग्रहरप 
करके आत्मा के स्वरूप को बार-बार देखे श्रौर इस रूप विचार करे 
कि यह आत्मा रागदेपष रहित एवं ज्ञानानंदमयों हे श्रोर जब में ऐसा हूं 
तब सुभमें ये श्रपप्तानादि के भाव क्यों होते है श्रर्थात्‌ नहीं होने चाहियें। 
स्वरूप का ऐसा चिन्तवन होते ही कषाय जाती रहती है और राग- 
इेषादि नहीं रहते। जसे झपने धारोर के द्वारा उष्णता का तीब्ता से भ्रनुमव 
किये जाने पर यदि शीतल जल से भरे तालाब में हम स्नान करें तो डबको 
लगाते हो सारी गर्मी निकल जाती है और ठंडक हो जाती है वबंसे हो 
रागहंष से उपयोग के आतापित होने पर "मै शुद्ध ग्रात्मारूप हूं, शांत 
समुद्र हूं श्लोर परम सुखी हूं' ऐसा अ्रनुभव करते हो रागद्रेष की गर्मो शांत 
हो जाती है श्रौर जीव निराकुल हो जाता है | 


( ६६ ) 


आगे की उत्थानिका---झागे कहते हैं कि रागह्रेण करने का विषय 
कौन है झौर यदि इन्हें छोड़ना हो तो रागठ्थ के विषय से विपक्ष विधय 
कौन है-- 
श्लोक-यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्याव्य दे हिनम्‌ । 
बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेस्पेम नश्यति ॥४०॥। 


भावार्श-.(यत्र काये) जिस धपने या पर के शरोर में श्रथवा इखि- 
यादि पदारयों में (मुनेः) मुनि का (प्रेम) प्रेम हो (सततः) उस दारीर से या 
इन्द्रियादि पदार्थों से (देहिनस) भ्रपनी झात्मा को (बुठचा) भेदशान के 
बल से (प्रचयाव्य) हटाकर, पीछे (उत्तमे काये) उत्तम चिदानस्दसयी 
शरीर वाले निज झ्ात्म-स्वरूप में उसे (तत) भ्रपनो भ्रात्मा को (योजयेत्‌) 
लगाना चाहिए, जिसका यह फल होगा कि उसका (प्रेम) शरीरादि सम्बन्धी 
स्नेह (नश्यति) नष्ट हो जायेगा । 


भावार्थ-...यहाँ पर भो प्राचार्य महाराज ने रागठबादि हटाने का 
उपाय बताया है। वे कहते हैं कि रागठेजादि निराधार तो होते नहों, उनके 
होने के लिए विषय होते हैं भ्र्थात्‌ शरोर वा इन्द्रिय के किसी बिधषय 
को यह जीव इच्ट समझता है तो उस पर राग करता है तथा किसो 
विधय को प्रनिष्ट समझता है तो उस पर देष करता है। इस तरह 
पर-पदार्थों में इष्ट-प्रनिष्टपने की बुद्धि से ही रागद्ेषादि होते हैं। 
इन्हें दूर करने के लिए तस्वज्ञानी को मेदशान के बल से निज चंतन्य- 
स्वरूप श्रोर शरीरादि के स्वरूप का विचार करना चाहिए जिससे उसके 
सन में ग्रात्मा के झ्रनुभव के प्रति उपायेय-बुद्धि तथा शरोरादि पदार्थों के 
प्रति हेय-बुद्धि हो जाये। ऐसी बुद्धि को धारण करके जेसे हो वह आझात्मा 
के सच्चे स्वरूप पर हृष्टि डालेया और उसका भनुभव करने लगेगा बेसे 
ही उसका शरोरादि सम्बन्धी स्नेह नष्ट होने लगेगा। रागदेबादि विकारों 
को हटाने का यही उपाय है । तात्पयं यह है कि भ्रात्मदर्शन व झ्ात्मा के 
प्रनुमव से ही जोव का परम हित होता है श्रोर सारी झाकुलता भिठ 
जाती है । 


(६५७ ) 


आगे की उत्थानिका---रागद्रेबादि के सष्ट हो जाने पर कया 
झ-स्था होतो है, सो कहते हैं- 


श्लोक-अतत्मविभमज दुःखमात्मज्ञानात्प्रशाम्यति । 
नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वाउपि परम तपः ॥४१॥। 


अन्ययाथे-... (झात्मविध्षमजं) ध्ात्मा के मिब्याश्रद्धान से उत्पन्न 
हुआ भ्र्थात्‌ 'अनात्मा जो शरोरादि सो ही झ्ात्मा है! इस तरह के मिथ्या- 
ज्ञान से पेदा हुआ जो (दुःखम्‌) नाना प्रकार का इहलोक व परलोक 
सम्बन्धी क्‍्लेश है सो (प्रात्मन्ञानात्‌) ग्रात्मज्ञान से श्रर्थात्‌ शरीरादि से 
झात्मस्वरूप का मेद-ज्ञान हो जाने से शोर आत्मस्वरूप का झनुभव करने 
से (प्रशाम्यति) शांत हो जाता है परन्तु जो (ततन्न) उस झ्रात्मस्वरूप में 
(झयताः) उद्योगी नहों हैं वे (परमं) उत्कृष्ट (तपः) तप श्रर्थात्‌ महा 
कठिन-कठिन तपस्था को (कृत्वाइपि) करके भी (न निर्वान्ति) निर्वारण 
को प्राप्ति नहों कर सकते ओर न हो सुखी होते हैं । 


भावाथं-.-.यहां पर प्राचार्य कहते है कि मिथ्याहष्टि बहिरात्मा को 
झात्मा के सच्छे स्वरूप का ज्ञान न होने फे कारण विषयकषाय सम्बन्धी 
जेसी प्राकुलतायें होती हैं, जेसे-ज॑ंसे क्लेश विषयों की प्राप्ति के लिए 
यह उठाता है तथा प्रपनी मिथ्याबृद्धि से दुर्गंति में जाकर जो-जो महान्‌ 
कष्ट व दुःख मोगता है, वे सारे दुःख झात्मा का सच्चा स्वरूप जानने से 
व झनुभव करने से दूर हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी वह प्रात्मानु- 
भवी बहुत दुःखोी नहीं होता तथा पदार्थों की अ्रटूट प्राप्ति में हुं भोर 
झप्राप्ति में शोक नहीं करता। इहलोक में जो कुछ उपलब्ध होता 
है उसको वह समताभाव से भोग लेता है तथा परलोक सें भी भ्रपने शुभ- 
मातरों के प्रताप से यह साताकारो सम्बन्धों को प्राप्त हो जाता है। प्रात्म- 
ज्ञानी उसो मार्ग पर चलता है जो साक्षात्‌ मोक्ष द्वीप में ले जाने बाला है 
झोर ऐसे मार्ग में जाते हुए विकट भ्रसाताकारी सम्बन्ध बहुत तुच्छ पाते 


हैं । 


( ८८ ) 


जो ऐसा कहते हैं कि दुर्धर तप के श्रनुष्ठान से ही मुक्ति को सिद्धि होती 
है और श्रात्मज्ञान से ढुःखों का नाश नहीं हो सकता, उनके लिए श्राचार्य 
कहते हैं कि सुख की प्राप्ति व दुःखों से निवृत्ति का हेतु कायक्लेशादि 
दुर्घर तप नहीं किन्तु आत्मज्ञान है। श्रात्मज्ञान तथा ग्रात्मानुभव यदि न 
हो तो घोर तपस्या करने पर भी शआरात्मा को शुद्धि नहीं हो सकतो । 
झात्मानुभवशुन्य तप मात्र कुछ पुण्यबंध का कारण तो है पर बंध-छेदक, 
संसारनिवारक तथा मुक्तिताधक नहीं । तात्पयं यही है कि जिस तरह 
भी बने उस तरह भेदज्ञात के बल से, आत्मानुभव करना चाहिए, इसी से 
ही इहलोक व परलोक के सब दुःख छूट जायेंगे । 


आगे की उत्थानिका---तप का साधन करते हुए बहिरात्मा 
मिथ्याहृष्टि क्या चाहता है तथा अंतरात्मा किसलिए तप करता है, इसी 
बात को बताते है- 


श्लोक--शुभं शरीर दिव्यांश्च विषयानभिवाइठति । 
उत्पन्नात्मम तिर्देहि तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ू ॥४२॥। 


अन्वयार्थ-(देहे) ज्रीर मे व तत्सम्बन्धी अनेक पदार्थों में (उत्पन्ना- 
त्ममतिः) पेंदा हुई है आत्मपने की बुद्धि जिसको, ऐसा बहिरात्मा जीव तप 
करके (शुभं शरोर) सुन्दर शरीर (च) और (दिव्यान्‌ विषयान्‌) स्वर्ग 
सम्बन्धी उत्तम विषय भोगों को (श्रभिवाञछति) चाहता हे किन्तु (तत्त्व- 
ज्ञानी) जिसने आत्म-स्वरूप को भलो प्रकार जान लिया है ऐसा तत्त्व- 
ज्ञानी (ततः) शरीर व उससे सम्बन्धित विधय-भोगों से (च्युतिम ) छुट्टी 
अर्थात्‌ मुक्ति चाहता है । 


भावारथे--यहाँ आचार्य श्रो ने बहिरात्मा तथा अ्ंतशत्मा की भावना 
का खुलासा किया है। ग्रज्ञानी मिथ्याहृष्टि जोब तप आदि क्रिया करता 
हुआ भोतर में विषय-भोगों की अभिलाषा को नहों मिटा पाता क्योंकि 
उसका श्रद्धान झ्रात्मसुख में नहों होता किन्तु इस्द्रियों के विषयसुख में ही 
होता हे । धर्म-साधन करते हुए वा घोर तपस्था करते हुए भी इसी 


( ८६ ) 


भावना को वह मोतर जगाता रहता हें जिससे वह कभी भो सच्चे सुख को 
नहीं पाता । किन्तु जो अ्ंतरात्मा सम्यग्द्ृष्टि जीव हूँ वह वर्तमान में तो 
झात्मानंद की चाह और परम्परा-मुक्ति को भावना से तप आ्रादि धर्म का 
झनुष्ठान करता हैं । जिस तप से परिणाम निराकुल होकर श्रात्मा के 
विचार तथा श्रनुमव में जुड़ सके व उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जायें, उप्त 
तपादि के झ्ननुष्ठान को बह बड़े हो प्रेम से संसार विषय भोगों से बिरक्त- 
भाव रखता हुआ करता हूँ । सिथ्याज्ञानी श्रोर सम्यग्शानो को भावना में 
बड़ा हो श्रंतर हैँ । तात्पयं यह हूँ कि स्व-स्वरूप के अ्रनुभव को भावना 
हो.परम कार्यकारो हे । 


आगे की उत्थानिका-मिथ्याज्ञानी जहाँ श्रपनो मिथ्या परिर/ति 
के काररा बंध को अ्रवइय प्राप्त करता हैँ वहाँ सम्पग्ज्ञारी श्रपनो सम्पक्‌ 
परिणति के प्रताप से बंध को न करता हुआ उल्टे कर्मों की निर्जरा 
करता है, यही कहते है- 


श्लोक--प रत्राहम्मतिःस्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युत्वा परस्मान्मु च्यते बुधः ॥।३ ३॥ 


अन्वया्थं-...(परत्र) पर जो शरीर व कर्मबन्ध ग्रादि हैं उनमें 
(अहम्मतिः:) श्रात्मा की ब॒द्धि रखने वाला बहिरात्मा (स्वस्मात्‌ृ) अपने 
भ्रात्मस्वरूप से (च्युतः) अष्ट हुआ (अ्रसंशपम) बिता किसी संशय के, 
अ्वदय ही (बध्नाति) बंधन को प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ कर्मों को बांधता 
है जबकि (स्वस्मिन्‌) भ्रपनी श्रात्मा के स्वरूप में (अ्रहम्मति:) श्रात्मपने 
को बुद्धि रखने वाला (ब॒धः) अ्रन्तरात्मा ज्ञानी (परस्मात्‌) पर जो शरोर 


व कर्मबंध प्रादि हैं उनसे (च्युत्वा) प्रलण होकर (सुच्यते) मुक्त हो जाता है। 


भसावाथं---वहां पर श्राचायं महाराज ने बंध भ्ोर मोक्ष के काररों 
को स्पष्ट रूप से बताया है। संसार का कारण पर को पपना मानने रूप 
मिथ्यात्व है। जो श्रपने स्वरूप के श्रद्धान से रहित है ्नोर पुद्वलकृत 
ध्रवस्थाओं में भ्रपनेपने को बुद्धि रखता है, वह भ्रतान से पर में इष्ट व 


( ६० ) 


झनिष्ट बद्धि करता हुआ झौर संसार में मोह करता हुप्रा, पाप एवं पुण्य- 
रूप भ्रन्ष्टि कर्मों से बंधता है, इसमें किसो प्रकार का भो संशय नहीं है । 
तथा जो अपने प्रात्मद्रव्य की पहिचान ररूता है भौर झपनो श्रात्मा में ही 
प्रात्मबुद्धि करता है, बह मोक्षमार्ग में चलने वाला है। उसको प्रन्तःकरण 
को वृत्ति ग्रपने स्वरूप के सन्‍्मुख होतो है। बह निरंतर बेराग्यवान्‌ रहता 
हुआ उदय में श्राये हुए कर्मों को समताभाय से भोग लेता है जिससे उसके 
पू्बंबद्ध कर्मों की तो निजरा हो जातो है तथा नवीन बंधन इतना हल्का 
होता है, जो नहीं के बराबर है। इसका श्रंत में यह फल होता है कि वह 
एक दिन सब कर्मों से छुटकर मुक्त हो जाता है । 


आगे की उत्थानिका--बहिरात्मा जिन पदाथों में श्रपनेपने की 
बुद्धि करता है, उन पदार्थों के सम्बन्ध में इस ब॒द्धि के द्वारा वह क्‍या माना 
करता है तथा प्रंतरात्मा जिसमें अ्रपनेपने की बुद्धि करता है, वह इस ब॒द्धि 
से उस पदार्थ को क्या समभता है, इस बात को दिखलाते हैं- 


एलोक-दृश्यमानमिद मूढ़स्त्रिलिगमवजुध्यते । 
इदमित्येवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दर्बवजितम्‌ ।४४॥। 


अन्वयार्थ-- (मूढ़ः) मूर्ख प्रज्ञानो प्राणी (इदं) इस (दृश्यमानं) दिख- 
लाई देने वाले सनुष्यों के (त्रिलिगम) तीन लिगरुप श्रर्थात्‌ रुत्रो, पुरुष व 
नपुंसकरूप शरीरादि के कारण श्रात्मा को बसा हो (भ्रवब॒ध्यते) मान लेता 
है भ्र्थात्‌ अ्रशानी जीव को भिन्‍न आत्मा की प्रतोति नहीं है, इससे शरीर को 
झात्मा मानने से उस श्रात्मा को हो स्त्री, पुरुष, नपु सक देखता हुआ वह 
वसा ही व्यवहार करता है (तु) किन्तु (अवब॒द्धः) शानो भ्ंतरात्मा (इदं ) 
इस ग्रात्मतत््व को (निष्पस्तम्‌) परिपूर्ण श्रर्थात्‌ भ्रपने गुरों से पूर्णा, 
ग्रनादि से सिद्धस्वरूप तथा (शब्दबर्जितम्‌) शब्द की कल्पना से रहित 
(इति) मानता है । 


भावाथं-प्रश्ञानी की दृष्टि एकदम पर की तरफ भुकी हुई है । 
उसे प्रांत्मस्वरूप का बिल्कुल मो भ्रद्धान नहों हे। बहू बाहुरो जगल को 


( &€१) 


ही स्थोंफि सब कुछ समझता है इससे जो पुरुष दिखता हे उसे पुरुष, जो सत्री 
दिख्लती है उत्ते रञ्नी व जो नपु सक दिखता है उसे नपु सक देखता है भ्र्थात्‌ 
पदार्थों की जो कुछ बाहरी झशुद्ध अवस्था है, उसो को वह असलो वस्लु 
मानलेता है। उसे शुद्ध भ्रात्मस्वरूप का पता नहीं है। उसको दृष्टिट मृढ़ 
है प्रथवा सर्वंथा झशुद्ध व्यवहार को ओर भुको हुई है, इसो से उसको 
इष्ठ-वियोग व झ्निष्टसंयोग का महान्‌ कष्ट होता है। उसका इहलोक 
भी वुःखवायी होता है भ्ौर परलोक भी अ्रशुभ होता है । 

जिसने पंतरात्म-ब॒ुद्धि पा लो है, वह पदार्थों को निशचय-द्रव्य दृष्टि 
से देखता है। इस दृष्टि में उसे भ्रपना प्रात्मा त्रिकाल भ्रबाधित, झ्नंत- 
गुरापर्यायमय, एकरूप, स्व झ्रौपाधिक भावों से शून्य, अनादि-श्रनंत, परम 
प्रतापी, सर्व विकल्पों से रहित, परमशुद्ध, परमज्ञानी, परमवोतरागी झोर 
सिद्ध सम दिखता है। इसो तरह वह पुद्वलद्व्य को भी श्रपने स्वरूप में 
देखता है। उसकी प्रनेक घट-पट श्ादि भ्रवस्थायें उसको बुद्धि से निकल 
जाती हैं। उसे जंसे ध्ात्मा निरापल्त श्र विकल्प रहित दिखता है वंसे 
ही पुद्टल तथा भ्रन्थ सब ही द्रव्य दिखते हैं। इस तरह शुद्ध निर्मल दृष्टि 
के प्रताप से यथा प्लात्मा को देखता हुआ भोर में स्वयं परमात्म-स्थरूप 
हैं' इस भाव में लोन होता हुआ वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। ऐसा 
नियम है कि जो जंसा माव करता है वह बेसा हो हो जाता है जंसाकि 
श्री नागसेन मुनि ने 'तस्वानुशासन' ग्रंथ में कहा है- 


श्लोक-परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्‍्मयी भवति । 
अहुन्ध्यानाविष्टो भावाहुं: स्यात्स्वयं तस्मात्‌ ॥॥१८०।। 


येन भावेन यव्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित्‌ । 
तेन तन्‍मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥१६१॥। 


भावार्थ-...जिस भाव से हझात्मा परिशमन करता है, उस भाव से 
वह तन्‍्मय हो जाता है इसो लिए भहूँत के ध्यान सें लगा हुआ श्रात्सा स्वयं 
भाव झहंत हो जाता है। भ्रात्मतकानी जिस भी भाव से जिस रूप प्रात्मा 


( ९२ ) 


को ध्याता है उसी से वह यंसे ही तन्‍्मय हो जाता है जंसे स्फाटकमरित 
में जंसी उपाधि लगतो है बंसी लाल या हरो झ्रादि रूप बह परिरामन 
कर जातो है । 


तात्पय यह है कि द्रव्यदृष्टि से पदार्थ का अनुभव करने पर ज्ञानी को 
सब ही पदार्थ अपने में तन्‍्मय दिखते है श्रतः वह ॒ निज ग्रात्मा का ग्रहरण 
कर स्वस्थ हो जाता है और मोक्षद्वीप के मार्ग में चलने लगता है । 


आगे की उत्थानिका--पहां शिष्य शंका करता है कि जब 
अंतरात्मा आत्मा को भली प्रकार जानता है तब उसके पुनः इस 
अकार का एकत्वपने का भ्रम क्‍यों हो जाता है, जिससे वह अपने को ऐसा 
सानतने लगता है कि 'में पुरुष हूं, में गोरा हूं' इः्यादि ? इस शंका का ससा- 
धान आ्राचार्य करते हैं- 


श्लोक--जानचन्नप्यात्मनस्तत््वं विविक्तं भावयजन्नपि । 
पूर्व विध्रमसंस्का राद्‌ ध्रांति भूयो5पि गच्छति ॥॥४५॥ 


अन्वयार्थ--..(श्रात्मन:) पश्रात्मा का (तत्त्व) +शरर्थस्वरूप (जानन्‌ 
श्रपि) जानते हुए भी तथा उसे (विविकतं) शरीरादि सर्व पुद्गल द्रव्यों 
ग्रोर उनकी अनेक अ्रवस्थाओं से भिन्‍न (भावयन् श्रषि) भावते हुए भो 
(पूर्व विश्वम संस्कारात्‌) पूर्व में श्र्थात्‌ मिथ्यात्व अवस्था में श्रनुमव किये 
हुए मिथ्याश्रद्धान को वासना के प्रभाव से वह शअ्रंतरात्मा (भूयोडपि) फिर 
भी (अ्रान्ति गच्छृति) भ्रांति मे पड़ जाता है। 


भावार्थे-..प्रनादि काल का जो भिथ्याद्ष्टि भ्रज्ञानो जोव है उसको 
सबसे पहले उपशम सम्पक्त्व होता है, जिसको स्थिति श्रंतमुह॒त्त की है । 
उसके पीछे यदि सिश्यात्व का उदय श्रा जावे तो वह श्रंतरात्मा फिर 
बहिरात्मा हो जाता है और उसका श्रद्धान गिर जाता है । इसका कारण 
यही हे कि उसका पूव॑ का संस्कार ब्रभोी मिटा नहीं है। कुछ काल के लिए 
वह दब गया था सो फिर प्रगट हो गया है। इस बात को कहने का प्रभि- 


( ९३ ) 


प्राय यह है कि सम्पक्त्व को प्राप्ति जिन बाहरी कारणों से होती है, 
उनका साधन कभी छोड़ना न चाहिए। जब तक सम्यक्त्व दृढ़ न हो जाये 
तब तक उसके साधनों का अवलम्बन रखना चाहिए। सम्यक्‍त्य की प्राप्ति 
के बहा काररप शास्त्र ब उपदेश द्वारा तत्व विचार करना, ध्यानाकार 
मृति के द्वारा शुद्ध भाव को भक्ति करके कषाय संद करना, भाव सें 
आत्मानुभव की दह्शा को जताना तथा एकांत में बंठ कर स्व-पर के 
स्वरूप का सनन करना है। एक बार श्रद्धान हो जाने पर भी इन बाहरी 
कारणों को यदि न छोड़ा जायेगा तो सम्यक्त्व यदि छूट भी गया होगा 
तो पुनः उसका लाभ हो जायेगा । इस तरह दृढ़ श्रद्धान होने तक सतत 
सम्पक्त्व के कारणों का सेवन करना चाहिए, प्रमादो नहीं होना चाहिए । 


आगे की उत्थानिका-उपरोक्‍त प्रकार यदि फिर से अ्रांति हो 
जाये तो उसे फिस तरह छोड़े, इसका उपाय बताते हैं- 


श्लोक-अचेतनमिदं दृश्यसद्श्यं चेतनं ततः । 
क्व रुष्यामि क्‍्व तुष्यामि मध्यस्थी5ह भवास्यतः ।।४६॥। 


अन्वयाथं---.(इदं दृश्य) श़रीरादि जो वस्तुएं देखने में भ्र्थात्‌ इंद्रियों 
से ग्रहण करने में श्रा रही हैं, सो सब (अचेतनं) जड़ हैं। इन पर यदि 
क्रोध वा संतोष किया जाये तो ये कुछ समझ नहों सकतों क्‍योंकि इनमें 
चेतनपना नहीं है श्लौर (चेतनं) चेतनस्वरूप जो श्रात्मा का स्वभाव है सो 
(अ्रदृश्य ) इन्द्रियों के द्वारा देखने वा ग्रहण करने में थ्राता नहीं (ततः) 
भ्रतः जेसे शरोरादि जड़ होने से क्रोध वा हुं के पात्र नहों है बंसे हो यह 
झ्रात्म-स्वरूप भो जो कि चेतन है, मेरे क्रोध वा हष॑ का स्थान नहीं हो 
सकता क्योंकि वह दिखाई ही नहीं पड़ता और अदृश्य पर क्रोधादि कंसे 
किया जाय । इसोलिए तत्वज्ञानी को विचार करना चाहिए कि में (क्व) 
किस पर (रुष्पासि) क्रोध करू व (क्व) किस पर (तुष्यामि) संतोष 
करूं ? (ग्रत:) अतः क्रोध व संतोष का जब कोई विषय हो नहीं है तब (अ्रहं) 
में (मध्यस्थः) मध्यस्थ भ्र्थात्‌ उदासोन, वीतरागी (भवामि) रहता हूं। 


( €४ ) 


भावार्ं-..यहां पर ब्राचायं पुनः अति को प्राप्त प्रंतरात्मा को सम- 
भाते हैं कि यदि तेरे दिल सें पर-वस्तु में झासक्ति होकर किसी पर क़ोध 
था भोह पेदा हो जाये तो तू इस तरह को भावना करना कि व्रव्यद्ष्टि से 
जो-जो जड़ मृतिक है, वही इन्द्रियों का विषय हो सकता है और किसी 
लरह की कोई भी क्रिया उत्के भीतर विकार नहों कर सकती क्‍योंकि जड़ 
कुछ समझता हो नहीं। झोर द्रव्यवृष्टि से जो चेतन दिखता है, वह क्‍योंकि 
इंड्रियों का विषय नहीं है भ्रतः उस पर क्रोध वा संतोष हो हो नहीं सकता 
झोर फिर भी यदि में उस पर क्रोधादि करूं तो भो उसमें, क्‍योंकि वह 
द्रव्यदृष्टि से प्रखंड शुद्धस्वभावमय है, विकार नहीं हो सकता । व्रव्याथिक- 
नप से देखते हुए चेतन भपने स्वभाव में श्रोर जड़ अपने स्वभाव में दिखते 
हैं तथा में भो स्वयं को भ्रपने स्वभाव में हो देखता हूँ । जब में झौर पर- 
सर्व ही प्रात्माएं शुद्ध व बरांबर एक सो दिख रहो हैं, न कोई दात्र है शोर 
न कोई मित्र, सबवही जञ्रञाता सम हैं तो फिर वहां क्रोध वा हुं का कास 
ही नहीं रहता । इसोलिए में सबसे मोह छोड़कर परस उदासीन तथा 
ज्ञाता-दृष्टा रहता हूं. एवं भ्रपने स्वभाव में ही जमे रह कर परम सुख- 
शांति का विलास करता हूं। परमात्मा जेसे समद्र्शो, वीतरागी तथा 
लशानसय है भोर सब कुछ जानता देखता हुआ भी किसी पर राग-हेष नहों 
करता बेसे हो में मो रहता हूं और इसी कारण परमात्मा को ज॑ंसा 
परमानन्द का धनुभव होता है वंसा ही मुझे भी होता है। 

आगे की उत्थानिका--पागे बताते हैं कि मिध्यादृष्टि किस वस्तु 
को तव्यागता तथा ग्रहरा करता है श्रौर भ्रंतरात्मा सम्यरदृष्टि किस वस्तु 
को व्यागता व प्रहण करता है-- 


श्लोक--त्यागादाने बहिसुढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्‍्तबं हिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥४७।। 
अन्यया्ं--(भूढ:) मूर्ख सिभ्यादृष्टि (बहिः) बाहरी पदार्थों में 
(त्यागादाने) त्याग झोर ग्रहण करता है प्र्थात्‌ जिन पदार्थों को वह श्रनिष्ट 
समभकर थुरा जानता है, उन पर तो दह्ेष करके उन्हें छोड़ देता हे भोर 


( ६५ ) 


जिनको इष्ट समझकर प्रच्छा जानता है, उन पर राग करके 3:._ 
ग्रहरा कर लेता है पर (पग्रात्मवित्‌) श्रात्मश्ञानी सम्यर्दृष्टि (अ्रध्यात्मम) 
झपने भोलर (त्यागादाने) त्याग औौर ग्रहरा (करोति) करता है प्र्थात्‌ 
रागद्बादि विभावों व प्रंतरंग, बहिरंग विकल्पों को तो वह त्यागता है 
झौर अपने चिदानन्दसयी स्वभाव को ग्रहरा करता है झ्ौर (निष्ठितात्मनः) 
कृतकुत्य श्ात्मा के (प्रन्तबंहिः) ग्रन्तरंग या बहिरंग (न उपादानं) न तो 
कुछ प्रहण हो होता है भ्रौर (न त्यागः) न कुछ त्याग हो होता है । 

भावाधं--यहां पर श्राचार्य महाराज ने बहिरात्मा, सविकल्प 
झंतरात्मा और निविकल्प अंतरात्मा को पअ्रवस्थाएं बताई हैं। अशानी 
मिथ्यारृष्टि बहिरात्मा के प्रंतरंग में विषय-भोग करने की वासना होती 
है प्रतः जिन-जिन पदार्थों के संपोग से भ्पने इस प्रयोजन के सिद्ध होने में 
उसे मदद मिलती है, उनका तो वह ग्रहण कर लेता है श्रोर जिन-जिन 
पदार्थों से बाधा पड़तो दिखाई देतो है, उन्हें स्याग देता है। कभी-कभों 
घज्ञानो जोब मोक्ष प्रवस्था में कभी भी खंडित न होने वाले भ्नंत सुख 
की वांछा कर लेता है, जिसमें उसके भीतर यह भाव होता है कि इच्धिय- 
सुख को जाति का हो यह सुख है पर संसार में यह बहुत थोड़ा प्राप्त 
होता है किन्तु मोक्ष में पूर्ण मिल जाता है। इसो लोभ से यह घरवार 
परिग्रह को छोड़ देता है श्लौर महाकठिन मुनिव्रत का संयम पालने लग 
जाता है पर उसका यह त्याग व ग्रहरण केवल ग्रज्ञानरूप ही है । 

दूसरा सबविकल्प अ्रंतरात्मा झपने भीतर होने वाले रागहइ बादि 
विकारी भावों को व प्रन्य संकल्प-विकल्पों को झ्रात्मानुभव में बाधक जान 
व्यागता है श्रोर चिदानन्दसयी एक निज-आझात्मा के स्वभाव को ग्रहरण 
करता है। उसका यह त्याग व ग्रहण ज्ञानरूप है। तीसरा निविकल्प प्रंत- 
रात्मा स्वानुभव में लबलो+ है। वह स्वरूप में ऐसा तन्मय है कि उसे यह 
विकल्प हो नहों उठता कि में कुछ प्रहरा करूँ या त्याग । वह तो स्वरूपा- 
सक्त हो रहा है भप्रर्थात्‌ स्वस्वाद को भोग रहा है । भ्रथवा इस दक्षा सें हम 
परमात्मा को सो ले सकते हैं । परमात्मा प्रहरा-त्याग के झगड़े से बाहुर 
है क्योंकि तरह कृतकुत्य हो गया है । 


( &€६ ) 


आग की उत्थानिका--श्रागे कहते हैं कि सविकल्प प्रन्तरात्मा 
झन्तरंग में +िस तरह त्याग व ग्रहण करे- 


श्लोक--युंजीत मनसा55त्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहार तु त्यजेद्वाक्काययोंजितम्‌ ॥४८॥। 


अन्वयार्थ-(मनसा) मन से (आत्मानं) भ्रात्मा का (यु जीत) सम्बन्ध 
करे अर्थात्‌ चित को झात्मा के स्वरूप में एकाग्र करे तथा श्रपनी श्रात्सा 
को (वाक्कायाभ्यां) बचन और कायसे (वियोजयेत्‌) श्रलग करे श्रर्थात्‌ 
उस्च मानस उपयोग के साथ जो कि वास्तव में श्रात्मा का ज्ञानोपयोग है, 
श्रात्मा का अभेद समके झ्ौौर शरीर व वचन से आत्मा का बिल्कुल भेद 
है इससे उससे आत्मा का भेद समभे (तु) और (वाक्काययोजितस्‌) वचन 
तथा काय से किये हुए (व्यवहार) व्यवहार को (मतसा) मन से (त्यजेत्‌) 
छोड़ देवे भ्र्थात्‌ वचन व काय से जो कुछ प्रवृत्ति वा निवत्तिरूंत क़िया 
बिना ग्रासक्त-बुद्धि के करनी पड़े उनमें उदास रहकर सन से उनको 
चिता न करे । 


भावार्श-मन से झ्रात्मा के गुणों का विचारकर श्र (रात्मा मन के 
उपयोग को निज स्वरूप में जोड़ देता है श्रर्थात्‌ मन के उपयोग द्वारा 
चिदानन्दमयो शुद्धस्वरूप का ग्रहरर कर लेता है और उस उपयोग को 
सम्पूर्ण बचन ब काय को प्रब॒त्ति से हटा लेता है, यही उत्तका त्याग और 
ग्रहण है श्र यदि कुछ काम करना भी पड़े तो उसमें वह मत को ग्रासक्त 
नहीं करता । यहां ज्ञानी सम्परदृष्ठि की दो दशाओ्रों का वर्णन किया गया है। 
एक तो उसको वह दशा होती है जब वह स्वानुभव में तल्‍लीन होता है । 
उस समय मन को तो वह स्वरूप में जोड़ देता है श्रोर वचन व काय की 
प्रवृत्ति को रोक देता है। यह बिल्कुल ध्यान को दज्ञा है। दूसरे जब 
उसको ध्यान को दशा नहीं होती है तब भो उसकी बुद्धि भ्रपने स्वरूप ही 
को तरफ आसक्त रहतो है। वह प्रयोजनवश वचन झौर कापय से सब 
क्रियायें करता तो है पर दुष्टि श्रपने स्वरूप हो की तरफ रखता है । जैसे 
किसो दुकान का सुनीम दुकान का सब कामकाज सालिक को रोति से 


( ६७ ) 


करता हुआ भो अपने मन में अपने को मालिक नहों समझता, सन में वह 
दुकान के हानि लाम से बिल्कुल उदास हो रहता है बसे ही सम्परद्ष्टि 
कषाय के उदय से गृहस्थ व साधु के व्यवहार धर्म को साधता है पर 
भोतर से श्रपने स्वरूप का ही प्रेमी हे ओर इसो काररा वह सब कुछ करता 
हुआ भो अक्र्ता व भोगता हुआ भो अमोक्ता कहलाता हूँ । ऐसा ही श्री 
पुज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश' ग्रंथ में कहा हँ--- 


श्लोक--त्रुअन्नपि हि न ब्ूते गच्छन्नपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥। 


भावोथं-जिस महात्मा ने स्वयं में भ्रात्मतत्त्व की दृढ़ प्रतीति प्राप्त 
कर ली है वह संस्कार के वश से वा कर्म के उदय से वा पर के निमित्त 
से बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहों चलना है तथा 
देखता हुआ भी नहीं देखता है (क्योंकि इन बाहरो कार्यो में उसको हादिक 
रुचि नहों है ।) 


जिस तरह रोगी रोग शांति के लिए बिना रुचि के कड़वी दवा पीता 
है उत्ती तरह तत्त्वज्ञानो बिना रुचि के, वचन व काय से लोक-व्यवहार तो 
करता हे पर उसमें तनन्‍्मयव नहीं होता ओर यही कारण है कि जिससे वचन 
ब काय की क्रिया दुःखरूप होने पर भो उनको पर जान वह बकलेशित 
नहों होता । भावार्थ यह हे कि सम्पर्दुष्टि स्त्री-पुतआादिकों के साथ बचन 
व काय से व्यवहार करते हुए भी उन्हें श्रषना नहीं जानता। 


आगे की उत्थानिका--प्रव॒ शिष्य प्रइन करता है कि पुत्र व स्त्रो 
भध्रादि के साथ वचत व काय से व्यवहार करते हुए तो सुख की प्राप्ति 
होती है, तब इस व्यवहार का त्याग करना क्यों ठीक है ? इसका समा- 
धान प्राचार्य करते हैं- 


श्लोक--जगहे हत्मद्ष्टीनां विश्वास्यं रम्थमेव च्‌ । 
स्वात्मन्येवात्मद्ष्टीनां क्व विश्वासः क्‍्व वा रतिः। ।४६।। 


( €८ ) 


अन्ययार्थ-(देहात्मदुष्टीनां) देह को झ्ात्मा मानने वाले बहिरात्माप्रों 
को (जगत) यह जगत अर्थात्‌ पुत्र, स्त्री, मित्र, महल, धन, बस्त्र, आभुषणा, 
बाग, तालाब व ससुद्र भ्रादि पदार्थ (विश्वास्यं) विश्वास के योग्य श्रर्थात्‌ 
'ये हमारे और हम इनके', इस रूप तथा (स्म्यम्‌) रमणीक व सनोरंजक 
(एवं) ही मालूम होते हैं (च) परन्तु (स्वात्मति एव) झ्पनी श्रात्मा के 
स्वरूप में ही (प्रात्मदृष्टीनां) श्रात्मा को देखने वाले भ्रन्तरात्माओ्रों को इन 
पदार्थों पर (क्य विश्यास:) कैसा विश्वास (वा) भ्रथवा (क्व रतिः) 
कंसी प्रीति ? 

भावार्थ--प्राचायं शिष्य को शंका को मेटते हुए कहते हैं कि जो 
प्राणी भिथ्यादुष्टि बहिरात्मा है श्र्थात्‌ जिन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप का 
ज्ञान नहों है तथा जो इस जन्म को ही सब कुछ सानकर इन्द्रियों के 
विषय-भोगों में श्रासक्त हैं, उन्हें ही स्त्री, पुरुष, पुत्र व धनादि के संयोग 
में सुख भासता है। उनका ही इन पर-पदार्थों पर इस रूप का विद्वास 
होता है कि ये मेरे उपकारो है, मै इनका उपकारी हूं, इनके रहने से ही 
मेरे जोवन का आनन्द है श्रोर इनके बिना सेरा जीवन शून्य है तथा उन 
बहिरात्माश्रों को ही ये पर चेतन व श्रचेतन पदार्थ बहुत ही रसरीक, 
प्यारे श्र दिल के लुभाने वाले मालूम होते है । वे श्रज्ञाती हत पदार्थों 
के मोह में घिल्कुल गाफिल हो जाते हैं ग्रोर इतके लिये न्याय, अन्याय, 
हिसा, दया, सत्य, श्रसत्य, शोल, कुशील श्रादि का कुछ भी विवेक न 
करके जिस तरह भी झ्रपनी विषय-वासना सभे, उसी तरह बर्तन करते 
हैं भ्रोर जब इस उदेश्प की सफलता के कारणा मिलाने में विध्न-बाधाएं 
झ्रातो है तथा वे पदार्थ बिगड़ जाते श्रयवा नष्ट हो जाते है तब वे श्रज्ञानी 
बड़ा भारी दुःख व शोक करते है । 

प्रंतरात्माश्रों की दशा बहिरात्माश्रों से विलक्षरा है। झाचाय कहते हैं 
कि परमार्थ को दृष्टि से जो श्रपनी श्रात्मा फो सिद्धसम शुद्ध व ज्ञानानन्दसय 
देखने वाले है श्रौर जिन्होंने श्रपने श्राप में हो स्वाधीन श्रतोन्द्रिय सुख का 
विश्वास कर लिया है, उन्हें जगत में श्रपनी श्रात्मा के सच्चे स्वरूप के 
सिवाय प्रन्य कोई झ्पना विश्वासपात्र नहीं दिलता । उन्हें यह ऋलकता 


( €€ ) 


है कि मेरा भ्ात्मा ही मेरा है क्योंकि इसका सुझूसे कभी वियोग नहीं हो 
सकता झौर मेरे सिवाय भन्य जो भी पदार्थ हैं, वे सब पर हैं। उन पदार्थों 
का परिणमन भिन्‍नत है, मेरा परिणमत भिन्‍न है। में कितना भी चाहूं 
कि स्त्री, पुत्र, सिन्र व धनादि मेरी इच्छानुसार परिरामन करें एवं इसका 
सुभसे कभी वियोग न हो पर यह मेरी शक्ति से बाहर है इसोलिए अपने 
झ्रापके सिवाय श्रन्य कोई विश्वास के योग्य नहीं है। इसी तरह ज्ञानी 
विचारता है कि 'संसार में यदि सुन्दरता है तो श्रषनो इस श्रात्मा में ही है । 
जगत के सर्व पदार्थ अपनो-अ्रपनी पर्यापों को लिये हुए हैं तथा खितने भी 
पुद्गल हैं, उनमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण श्रादि गुण हैं स्िनकों हानि-वद्ध 
से उनको नाना प्रकार को श्रयवस्थाएं होती हैं। रागो जोब अपने ही 
कल्पनारूप विचार से किसो पदार्थ को किसो प्रवष्या को इृष्ट तथा किसी 
को श्रनिष्ट मान लेता है। जगत के पदार्थ न तो दृष्ट ही हैं और न 
श्रनिष्ट श्रतः उस जड़, अ्रचेतन सें सुन्दरता भो नहीं हे । सुन्दरता तो मेरे 
उस न स्वभाव सें ही हे जो सदा शुद्ध, प्रानन्दरूप, नितिकार ओर सबसे 
श्रेष्ठ है।' 

तात्पयं यह है कि तत्वश्ञानी श्रपनों आत्मा के सियाय भ्रन्य किसी 
पदार्थ को न तो श्रेष्ठ समभता है और न किसो को विश्वासयोग्य य॑ 
रमणोक ही जानता है पर विषय वासना का प्रेरा हुआ शअ्रज्ञानों भिथ्यात्वी 
जीव श्रपने विषयों में सहकारो पदार्थों को रम्य व श्र (हुका री पदों को 
अरभ्य देखता है । 

आगे की उत्थानिका--प्रागे शिष्प झंका करता है कि झ्ात्म- 
ज्ञानी जीव का विश्वास व प्रेम जब देहादि बाहरी पढ़ार्थों पर नहीं होता 
तो भोजन करने, झ्राजोविका-साधन का झारम्भ करने, उपदेश करने, 
विहार-निहार झादि कर्म करते व शिष्यों को सुसार्ग पर चलने को प्रेरणा 
करने श्रादि कार्यो में उस तत्वज्ञानी को कैसे प्रवृत्ति होती होगी ? श्रतर 
इसी का समाधान करते हुए झाचाय॑ कहते हैं- 


श्लोक-आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों धारपच्चिरम्‌ । 
कूर्यावर्थवर्शात्कि चिद्वाक्कायाभ्यामतत्वरः ५०॥। 


( १०० ) 


अन्वयार्थ-तत्त्वज्ञानी (झ्रात्मज्ञानात्‌) प्रात्मज्ञान व श्रात्मानुभव के 
सिवाय (पर कार्य) दूसरे कार्य को (अथ्ंवशात्‌) अपने या दूसरे के उप- 
काररूए प्रयोजन के होने पर (अ्रतत्पर:) उसमें लीन व झासकत न होता 
हुआ (वाक्कायाभ्यास) वचन और काय से (किचित्‌) कुछ (कुर्यात्‌) करे, 
तो करे पर उसे (बुद्धों) अपनी बुद्धि में (चिरम) बहुत काल तक (न 
धारयेत्‌) नहीं रक्‍खे श्रर्थात्‌ श्रात्मज्ञान के कार्य पर तो बराबर लक्ष्य रक्खे 
पर अन्य कार्यों को करके भूल जावे । 


भावाथं-क्षिष्य को शंका को दूर करते हुए आचाय कहते हैं कि 
तत्त्वज्ञानी सम्पग्हृष्टि जीव चाहे मुनिषद मे हो भ्रथवा गहस्थपद में, बह 
अपने आत्मस्वरूप व उसमें विद्यमान निराकुल सुख ओऔरोर ज्ञांति में हो 
झटल विश्वास रखता हुआ निरन्तर झआत्मानुभव को ही रुचि ओर उसो 
की भावना करता है तथा अन्य कार्यों में आसक्त-बुद्धि नहीं करता । मन 
में बह स्वरूप का हो प्रेम रखता है और श्रात्मकार्य के सिवाय अन्य शरीर 
को रक्षा झ्रादि दूसरे कार्यो को वह बुद्धि में नहीं जमाता अर्थात्‌ प्रयोजनवश 
ग्रपनी पदवी के अनुकूल घर का वा बाहर का जो कुछ श्रारम्भ करता है 
उनमें वचन श्रोर काय को तो लगाता है परन्तु मन को लव॒लोन नहों 
करता और यही काररा है कि आत्मकार्य के सिवाय श्रन्य कार्यों को तो 
करके वह तुरंत भुला देता है पर आत्मकत्यारग को स्प्रृति अपने अन्तःक- 
रण में सदा जागृत रखता है। श्री पृज्यपाद स्वामी ने 'इशोपदेशा' ग्रंथ 
में भी ऐसा ही कहा है- 
श्लोक-निशामयति निःशेषमिद्रजालोपमं जगत । 

स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यच्रानुतप्यते ॥३८।। 

भावार्थ-तत्त्वज्ञानो इस सर्व जगत्‌ को इन्द्रजाल के समान देखता है 

झ्रोर प्रात्म-लाभ की चाहता रखता है एवं आत्मकायं के सिवाय भ्रन्य 


कार्य में यदि श्रपने वचन व काय को वह ले भो जाता है तो ज्ीघ्न हो 


उन्हें वहाँ से हटाकर फिर मन में पश्चात्ताप करता है कि मै क्‍यों झनात्म 
में चला गया । 


( १०१ ) 


तस्वशानी को ददा उस बालक के समान है जिसका सन खेल में शमा 
हुआ है । वह माता-पिता को प्रेरणा से विद्या पढ़ने को जाता तो है तथा 
वहाँ पाठ मी बढ़ता है श्रोर उसे याद भो करता है पर उसका चित्त 
में हो रहता हे श्लोर इसो कारण जब भी वह पढ़ने से छुट्टी पाता है तभी 
खेल की तरफ दोड़ जाता हूँ । इसी तरह सम्पस्ट्ष्टि का चित्त श्ात्मानु- 
भव में रमा करता हे। झपने पद के ध्नुसार भ्रावशयकता से प्रेरित होकर 
वचन व काय को धन्य कामों में वह ले तो जाता हूँ परन्तु उसकी सावना 
स्वरूप के झ्रनुभव की ही रहती हे भौर यही फारण हे कि जब भी वह 
प्रन्य कार्यों से छुट्टी पाता हे तभी स्वरूप के श्रनुभव व विचार में ही लय 
हो जाता हूँ 

आगे को उत्थानिका--प्राचार्य कहते हैं कि भ्रंतरौ्सा शरोरावि 
का काम करते हुए भी बुद्धि में क्‍्रात्मतान को जागृत रखता है शौर जब 
शरीरादि के फामों से बह निवत्त होता हे तब भात्मज्ञान में विशेष उच्चम- 
शील होता हुआ्ा प्रंतरंग में इस भांति विचार करता हुँ- 


श्लोक--यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यच्नियतेन्द्रियः । 
अन्तः पश्यामि साननन्‍्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ।॥५१॥। 


अन्वयारथं-...(यत्‌) मैं जिन शरीरादि बाहरी पदार्थों को (हंद्रियं:) 
इंद्रियों के हारा (पदयामि) देखता हूं (तत्‌) सो (से) मेरा स्वरूप (तास्ति) 
नहीं है तथा (नियतेन्द्रियः) इन्द्रियों को जीत कर जितेन्द्रिय होकर (यत्‌) 
जिस (सानन्दं) भ्रतोन्द्रिय आनन्वरूप (उत्तमम्‌) उत्कृष्ट (ज्योतिः:) झात्म- 
ज्योति को (पझ्रन्त:) झपने भोतर (पद्यातति) देखता हैँ, श्रनुभव करता हूं 
(तत्‌) सो हो (भस्तु) मेरा स्वरूप होवे । 


भावार्थ--प्ंतरात्मा फिर विचार करता है कि मेरा स्वरूप तो 
शानदर्शनमगी, परम बोतराग, झानन्दमयो एवं भ्रम्नत्तिक है तथा उसो 
का झनुभव करने से ही परम श्ञांति प्राप्त होती है। श्रपने स्वरूप के 
कायं से विरुद्ध शरीर व कुदुम्बादि के लिए जो कुछ कार्य किया जाता है 


( १०२ ) 


सो मेरे स्वरूप-प्राचरण से विपरीत कार्य है। जिन-जिन पदार्थों से भुभे 
संसार में राग द्वेष होता हे, थे सब इन्द्रियों के द्वारा दिखने बाले हैं 
श्ौर पांचों इंद्रियाँ क्योंकि उन स्पर्श, रस, गंध, बर्ण झौर दाव्दमात्र को 
ग्रहण करने वाली हैं जो कि मेरे भ्रमुतिक स्वभाव से अत्यन्त भिन्‍न पुद्गल 
ग्रचेतन द्रव्य के गुण और पर्याय है इसोलिए जो उनका काय॑ है सो मेरा 
कार्य नहीं है । मेरा स्वरूप तो अचेतन जड़ पदार्थों और उनके गुर पर्यायों 
से बिल्कुल भिन्‍त है । जब में इन्द्रियों से श्रपने उपयोग को संकुचित कर 
भीतर देखता हूं तो वहाँ उस एक परम-ज्योति का दर्शन पाता हूं. जो 
परमानन्द से पूरा है। इस दर्शत में जो कुछ प्रनुभव में झाता है बहो मेरा 
निज स्वरूप है श्रौर उस श्रपने स्वरूप में बुद्धि रलना ही परम उपादेय है। 


आगे की उत्थानिका--'श्रात्मा की परस ज्योति जब श्रानन्‍्द से 
पुर्ण है तब इन्द्रियों को रोककर भश्रात्पा का झनुभव करने पर दुःख क्‍यों 
होना चाहिए ?” ऐसी शिष्य की शंका का निरास श्राचार्य करते हैं- 


श्लोक--सुखमा रब्धयोगस्प बहिद्‌ःखमथात्मनि । 
बहिरेवास्ख सौख्यमध्यात्म॑ं भावितात्मनः ।।५२।। 


अन्वयाथं---(श्रारब्धपोगस्य) जिसने आ्रात्मध्यान का प्रभ्यास प्रारंभ 
किया है श्रर्थात्‌ जो पहली बार निज स्वरूप को भावना का उद्यम कर 
रहा है उसे (बहिः) श्रपने स्वरूप से बाहर भ्रन्य विषयों में तो (सुख) 
सुख मालूम होता है श्ौर (प्रथ) खेद है कि (श्रात्मति) श्रपने आत्मस्वरूप 
के मनन में (दुःखम) कष्ट होता है परन्तु (भावितात्मनः) जिसने श्रपनी 
भ्रात्मा की सतत भावना करके यथावत्‌ निज स्वरूप का भ्रम्यास कर 
लिया है उसे (बहि: एव) श्रात्मा से बाहर के विषयों में (झ्सुखं) वृःख 
तथा (अध्यात्म) किज चेतन्य-स्वरूप में हो (सुख) सुख मालूम होता है । 


भावाथं---शिष्प की शंका का प्राचार्य समाधान करते हैं कि जो 
श्रात्मस्वरूप को भाजना का प्रारंभ करने बाला है उसे श्रपनो श्रात्मा के 
अतोन्द्रिय झानन्द का भ्रनुभव जब तक नहीं होता तब तक पश्रात्म- 


( १०३ ) 


विचार में तो कष्ट और श्राहार, विहार, व्यापार, वात्तालाप एवं विषय- 
भोग आ्रादि अ्रस्य कार्यों में जिनका कि उसे चिरकाल से श्रमभ्पास पड़ा 
हुआ है, सुख मालूम होता है। परन्तु जिस जीव को आत्म-स्वरूप को 
भावना करके एक बार भी श्राध्यात्मिक सुख का स्वाद मिल गया है, 
उसकी रुचि फिर आत्मा से बाहर अन्य समस्त आहार श्रादि के विषयों 
से हट जाती है इसीलिए निज आत्मा के श्रनुभव में तो उसे आ्रानन्द 
भासता है श्रौर उससे बाहर रहने में कष्ट होता है। यह नियम ही हूँ कि 
किसी को जब तक शअ्रमृतमयो जल का स्वाद नहों झ्राता तब तक हो वह 
खारी ब फोके जल के स्वाद से संतुष्ट रहता हूँ पर अमृतमयी जल का 
स्वाद यदि एक बार भी थञ्रा जाये तो उसकी रुचि फोके जल से हट जाती 
है । इसी तरह अम्ृतगयी जल के स्वाद के न सिलने तक ही ज॑से उसकी प्राप्ति 
के लिए चलने का जो परिश्रम हैँ उसमें प्राणी को कष्ट मालूम होता हूं पर 
उप्तका लाभ हो जाने पर फिर उसके लिए बार-बार जाने में भो दुःख 
नहीं होता । बसे ही भ्रात्मानुभव के भी एक बार हो जाने पर फिर उसके 
लिए उद्योग करने में जीव को कष्ट नहीं मालूम होता प्रत्युत सुख ही होता 
हूँ। पर जब तक ऐसा न हो तब तक पहले के श्रभ्यस्त विषयों में उसे 
सुख श्रोर नये उद्यम में कष्ट मालूम होता है। तात्पयं यह है कि श्रात्मा 
की भावना अनेक कष्टों को सहकर भी करनी हो चाहिए जिससे कि 
श्राध्यात्मिक आनन्द का लाभ हो श्र सांसारिक कष्ट दूर हो जावें। 


आगे की उत्थानिक्रा-आचारय कहते हैं कि श्रात्मस्वरूप की भावना 
निम्त प्रकार से करनी चाहिए- 
श्लोक-तद्ब्रयात्तत्परा।न्‌ पृछेत्तदिच्छेत्तत्परों भवेत्‌ । 
येनाविद्यामयं रूप त्यक्त्वा विद्यामयं ग्जत्‌ ॥५३॥। 


अन्वयार्थ-(तत्‌) उस प्रात्मस्वरूप को (ब्रूयात्‌) कहे भ्र्थात्‌ उसो 
का व्याख्यान करे; (तत्‌) उसी आत्मस्वरूप को (परान्‌) दूसरों से यानि 
जिन्हें उतका प्रच्छा ज्ञान तथा अनुभव है उनसे (पृच्छेत) पूछे; (तत्‌) 
उसी को (इच्छेत) चाहे श्रथतवा उसी को प्रासि को दुढ़ कामना 


( १०४ ) 


करे श्र (तत्परः भवेत्‌) उसी की भावना में श्रादरवान होकर लोन 
होवे (पेन) जिस प्रात्मस्वरूप के द्वारा श्रर्थात्‌ जिसकी भावना करने से 
(भ्रविद्यामयं रूप) प्रज्ानसयी विभाव यानि बहिरात्मस्थभाव को (ट्यवत्था) 
छोड़कर (विद्यामयं) ज्ञानमयी श्रर्थात्‌ प्रंतरात्मस्वभावसयी श्रथवा केवल- 
ज्ञानमयी अवस्था को (दजेत) प्राप्त हो जावे । 


भावाथं--पहाँ श्राच्ायं महाराज ने सम्यग्दशंन तथा केवलज्ञान की 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय ग्रात्मस्वरूप की भावना को ही बतलाया है । 
वे कहते है कि जब तक मुमुक्षु जीव को स्वात्मानुभव का लाभ न हो तब 
तक उसे आत्मस्वरूप का ही कथन, उसी के सम्बन्ध में दूसरों से प्रइन, 
उसी को जाहू व उस्ती को भावना में निरंतर लीन होना चाहिए । जैसे 
किसी को जब गान-विद्या सोखनो होती है तो उसका उपयोग हर प्रकार 
से उसी की तरफ रहता है श्रोर तभी बह गान-विद्या का पंडित हो 
पाता है। इसी तरह भेदविज्ञान या सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए हर 
तरह से आत्मस्वरूप को चर्चा तथा भावना करनो चाहिए। पुनः पुनः 
श्रात्मतत्व् का विचार करने से मिथ्याज्ञान व श्रद्धान नष्ट होकर सम्य- 
कत्व भाव का लॉभ हो जायेगा। 

जब सम्पकत्व या भेर-ज्ञान हो जावे तब भी शझ्रात्ममाव को ने छोड़ 
कर बराबर प्रात्मा के स्वरूप का चितन, मनन तथा ध्यान करते जाना 
चाहिए। इसी प्रात्मानुभव के बल से कषायों का बल घटता है झ्ौर ज॑से- 
जंसे कषायें कमजोर पड़ती जातो है देसे बेसे देशचारित्र व सकलचारित्र 
का ग्रहण्ण होता जाता है और श्रात्मध्यान बढ़ता जाता है। इसी प्रात्मध्यात 
के प्रताप से एक दिन यह मुमुश्षु केचलज्ञान प्राप्त कर लेता है। तात्पर्म 
यह है कि प्रस्तरात्मस्वरूप की प्राप्ति करनो हो चाहे परमात्मस्वरूप को 
प्राप्ति-दोनों हो कार्यों के लिए श्रात्मा की चर्चा व भावना कार्यकारी है। 

आगे की उत्थानिका--प्रव यहाँ कोई शंका करता है कि बचन 
झौर काय को छोड़ंकर जब श्रात्मा इनसे भिन्‍न कोई दूसरा पदार्थ हो नहीं 
है तो उसको चर्चा करो व उसी फी मावना करो, यह बात कहनी ठीक 
नहीं है? इसी का समाधान श्राचार्य करते हैं-- 


( १०५ ) 


श्लोक-शरीर बाचि चात्मानं सन्धत्त वाक्शरी रयोः । 
श्रान्तो5भ्रान्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेथां विबुध्यते ।५४।। 
अन्वयार्थ--(बाकश री रयो:) वचन श्रीर शरीर में (अ्ांतः) श्रात्मा 
की मान्यता करने वाला बहिरात्मा (शरोरे च जाचि) शरीर भौर वचन 
में (प्रात्मानं) आत्मा का (सन्धत्ते) श्रारोपर्ण करता है (पुनः) परन्तु 
(अ्श्ञांत:) जो दरीर और वचन में आत्मा की भ्रांति नहों रखता किन्तु 
यथाबत्‌ स्वरूप को जानता है ऐसा अ्रन्तरात्मा (एषां तत्त्व) इन शरीर और 
वचन के स्वरूप को (प्रथक) श्रात्मा से भिन्‍न (विव॒ध्यते) समभता है । 


भावार्थ--प्राचार्स कद्दते हैं कि श़रोर और वचन क्‍योंकि पुद्गल के 
द्वारा रखित है तथा जआात्मा के स्वनाव पहों हैं श्रकः इनसे अ्रात्मपने की बुद्धि 
करना अज्ञान है। जो जीव आत्मा का स्वमाव अपृत्तिक व ज्ञानानंदमयी 
नहों जानता है वही इनमें आ्रात्मपने की कल्पना करता है परन्तु जो झ्रात्मा 
को निश्चम्रमय से देखकर उसके त्रिकाल-अ्रवाधित एवं तादात्म्यस्वरूप 
पारिणामिकभाव को श्रद्धा करता है, उसके भीतर कभी भो पर में श्रहं- 
बुद्धि नहीं होती । व्यवहार में अ्रपने को शरीररूप ब श्रन्य अ्रनेक अ्रवस्था- 
रूप कहता हुआ भो वह अ्रपनी श्रद्धा में उन्हें श्रपता नहों जानता और 
यहो अंतरात्मा सम्परदृष्टि का लक्षण है। गहस्थ सम्परदृष्टि जोब धन, 
धान्य, क्षेत्र, स्त्री व पुत्रादि पदार्थों को वाहर से अपना भी कहता है, भ्रपना 
सातकर उतसे व्यवहार भी करता है पर फिर भी झंतरंग में इतना वंरासर्य- 
बान होता है कि यदि उनका वियोग हो जाये तो श्रपने दिल में कुछ भी शोक 
नहीं लाता । वहु इन सबको केवल थोड़े दिन के लिए श्रपता सेवक मान 
लेता है। जैसे वेतंन लेकर नौकरी करते हुए सेवक के चले जाने पर मालिक 
को इसोलिये कोई दुःख नहीं होता क्योंकि उसे वह पर मानता है, बेसे ही 
शरीरादि के छूटते वा बिगड़ते हुए ज्ञानी को कोई शोक नहीं होता क्योंकि 
उसके मन में यह गाढ़ भ्रद्धा होतो है कि ये सब पर बस्तुएं हैं । 


आगे की उत्थानिका--हूस तरह प्रात्मा के सच्चे स्वरूप को न 
जानता हुआ मूढ़बुद्धि बहिरात्मा इखियों के जिन विदयों में श्रासक्तचित्त 


( १०६ ) 


होकर फंस जाता है, उनमें से कोई भी विधय उसका उपकार करने वाला 
नहीं है, ऐसा झ्राचार्य कहते हैं- 
श्लोक-न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्‌ क्षेमडकरम/त्मनः । 

तथापि रमते बालस्तत्रवाज्ञानभावनात्‌ ।५५।। 


अन्वयार्थ---(इन्द्रियार्थेंषु) उन पांचों इन्द्रियों के विषयरूप पदार्थों 
में (तत्‌) ऐसा कोई भी पदार्थ (न अ्रस्ति) नहीं है (थत्‌) जो (प्राल्मनः) 
इस श्रात्मा का (क्षेमडूर) कुशलक्षेम करने वाला हो (तथापि) पर फिर 
भो (बाल:) यह बालकव॒त्‌ सुढ़ अ्रज्ञानी बहिरात्मा (पअ्ज्ञानभावनात्‌/ 
ग्रनादिकालीन सिथ्यात्व के संस्कार से पाई हुई अ्रपत्तों श्रज्ञान भावना के 
जोर से (ततन्नव) उन्हीं इन्द्रियों के विषयों में (रपते) रमरण व प्रीति करता 
है क्र श्रपने स्वरूप में रसरण नहों करता । 


भावार्थ--प्राचायं कहते है कि यदि भलोी प्रकार विचार किया 
जाये तो पांचों इन्द्रियों के द्वारा जो-जो मोजनादि ग्रचेतन वा चेतन पदार्थ 
भोगने में ग्राते हैं, उनमें मोह व रागद्वेष करना इस आ्रात्मा के लिए हानि- 
कारक ही है, उपकारक नहीं क्योंकि श्रात्मा का स्वभाव तो पवित्र, 
ज्ञातादृष्टा, सुखमयी तथा निराकुल है और रागादि का स्वभाव श्रपविन्र, 
जड़, दुखःमयी तथा श्राकुलतामय है और वे रागद्रेषादि माव जब श्रपने 
उपयोग में ऋलकते है तब श्रात्मा की पवित्रता बिगड़ती है, ज्ञान में विकार 
हो जाता है और बड़ी श्राठुलता उत्पन्न हो जाती है। उन मलिन परि- 
स्पामों के कारण झात्मा के साथ नवीन कर्मो का बंधन भी हो जाता है 
जिसके फल से दुर्गति व भ्रन्य अशुभ संयोगों का सम्बन्ध उसे प्राप्त हो 
जाता है। ऐसा ही निरंय कर श्री कु दकंद महाराज ने श्री 'प्रवच्चनसार' 
जो में इन्द्रियसुख का स्वरूप इस भांति बतलाया है- 


गाथा--सपर बाधास हिंद विच्छिण्णं बंधकारणं विसम | 
ज॑ इंविएहि लद॒धं तं सोक्‍्खं दक्‍्खमेव तधा ॥॥१०६।। 
सावाधं-.हज्दियों से जो सु होता है बह पराधोन है, बाधासहित 


( १०७ ) 


है, नाश होने बाला है; पापथंध का काररा है तेथा चंचल है झोर इसी- 
लिए वह दुःखरूप हो है । 

झतः यह बात सिद्ध होती है कि इन विषय-भोगों में इस श्रात्मा को 
कोई भी भलाई न होकर प्रत्युत बुराई ही है परन्तु श्रज्ञानी बहिरात्मा को 
क्योंकि पर-द्रव्यों से भिन्‍न झात्मा की व उसमें रहने वाले निरबधि, स्वा- 
धीन, निराकुल तथा बंधछेरक श्रतोन्द्रिय सुख की प्रतीति नहीं होती इसी- 
लिए उसे बाहरी पदार्थों में ही सुख भासता है। पुनः पुनः दुःख, शोक व 
रंज उठाते हुए भो वह फिर फिर दौड़कर उन्हों इन्द्रियों के पदार्थों में 
जाता है श्लोर उनमें श्रासक्त हो जाता है । उसके चित्त में अ्ज्ञान की ऐसी 
गाढ़ी भावना बठी होती है जिससे उसको बुद्धि में श्रात्मा का स्वरूप नहीं 
भलकता । इन्द्रियभोग ही उसका सर्वस्व होता है। तात्पयं यह है कि 
ऐसी भ्रज्ञान दशा छोड़कर ज्ञानरूप होना कार्यकारी है। 


आगे की उत्थानिका--भागे फिर भो आचार्य अ्रनादिकालोन 
मिश्यात्व बे संस्कार के श्राधीन होने से बहिरात्माप्नों को दशा किस प्रकार 
की होती है, उसे बतलाते हैं- 


श्लोक--चिरं सूषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु । 
अनात्मीयात्मभतेषु ममाहमसिति जाग्रति ॥५६।॥ 


अन्वयायं- ( तमसि) मिथ्यात्व संस्काररूपो अ्रंधकार के होते हुए 
(मृदात्मानः) मूढ़ बहिरात्मा प्राणी (चिरं) झ्रनादिकाल से (कुयोनिष्ु) 
नित्य निगोद झ्लांदि चौरासो लाख योनियों में (सुषुप्ताः)सोये रहते हैं भोर 
उन्हें झपने झात्मस्वरूप को कुछ मी खबर नहों होती क्योंकि सनरहित भ्रव- 
स्‍्थाओों में विचार करने का अवसर हो नहीं होता । कदाचित्‌ मन सहित 
झवस्थाझ्रों में जब थे जन्म धारते हैं तव कुछ सपभने लगते हैं परन्तु 
झजान के होते हुए उन प्रवस्थाध्नों में मो (झ्रतात्मीयात्मभुतेषु) भ्रतात्मीय 
पुश्र, स्त्री ब धनादि बिल्कुल पर-वस्तुनों में तथा प्रात्मीय शरोर व इन्द्रियों 
शादि में (सम झहम्‌ इति) ममकार भरहंकार करते हुए यानि पुत्र, स्त्री 


( श्ण्द ) 


आदि में तो समपना तथा शरीर, हरिद्रयों व रागहेयादि भावकर्सों में प्रहें- 
पना करते हुए थे (जाप्रति) जागते हैं शोर इस प्रकार संज्ञी भ्रवस्था में 
भी अ्रशान को बासना से झ्पने ध्सली स्वरूप को नहीं समभकर वे पर 
में हो प्रहुँकार मरकार किया करते हैं । 


भावार्थ--.पाचायं भ्रशानी बहिरात्माप्रों की दशा बताते हैं कि ये 
जीव अ्नादिफकाल से फर्मों से ऐसे बंधे हैं कि श्रपने सच्चे स्वरूप को 
बिल्कुल नहीं जानते भौर प्रत्येक पर्याय में पर्यायश्रुद्धिरूप ही बने रहते हैं। 
निगोद से लेकर झअसेनी पंचेन्द्रिय तक की पर्यायों में इनके मन नहीं होता 
अतः विचार करने की शक्ति ही नहीं होती भ्ौर इसीलिये ये बिल्कुल 
गाफिल रहते हैं। फिर पुण्य योग से यदि ये सन वाले भी होते हैं ओर उस 
दवा में विचार करने को शक्ति भो पाते हैं तो सिश्यात्व के कारण उल्टा 
हो विचार करते हैं । 'प्रपना श्रतली स्वरूप शुद्ध शञानाननन्‍दमय है' ऐसा न 
पहचानते हुए ये अपने को सन्नी, पुरुष, नपु सक, राजा, सेठ वा सेवक श्रादि 
रूप मान लेते हैं। में क्रोधी, मैं मानी, में लोमी, में मयवान, मैं कामी, 
में परोपकारी, में दयावान, में गृूहस्प श्रौर में साधु-इस तरह तो अभ्रहंकार 
किया करते हे तथा 'मेरी रुश्नो, भेरा पुत्र, मेरा धन, सेरो घर, भेरे खेत, 
मेरे वस्त्र, मेरा राज्य व मेरा वेश -इत्यादि रूप से ये पर में ममकार किया 
करते हैं भ्रोर इस तरह विपरीतता में ही जागते हैं। कहने का प्रयोजन 
यह है कि ये जागने पर मी नहीं जागते श्र्थात्‌ इनका जागना भो 
मिथ्या होता है। इस तरह बहिरात्मा जीव हर एक पर्याय में महाकलेश 
व दुःख उठाया करते हैं ( तात्पर्ण यह है कि प्रत्पेक भव्य जीव को डरम 
करके अपना असली स्वरूप पग्रवश्य पहचानना चाहिए क्‍योंकि जब तक 
स्व-स्वरूप को यह प्राणी नहों जानता तब तक इसका भिथ्या अ्रहुकार व 
समकार नहीं छुटता श्रौर महान क्लेशों को ही यह मोग करता है। 


आगे की उत्थानिका--प्रागे श्राचार्य कहते हैं कि हे भव्य जोचों ! 
ब(हरात्म-स्वभाव को छोड़ो और शरोर को कभी भी ह्पना न सानकर 
उसका इस तरह अनुभव करो- 


( १०६ ) 


श्लोक--पश्येश्चिरंतरं देहमशत्मनो5नात्मचेतसा । 
अपरात्मधिया5न्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थितः ॥५७।। 


अन्वग्रार्थ -- (आझ्रात्मतत्त्वे) श्रात्मा के यथार्थस्वरूप में (व्यवस्थितः) 
व्यवस्थित होता हुआ अ्रन्तरात्मा (अात्मनः देह) श्रपने शरोर को (श्रना- 
त्मचेतसा) भ्रनात्मबद्धि से भ्रर्थात्‌ 'यह देह मेरी श्ात्मा नहों है! इस बुद्धि 
से श्रोर (श्रन्येषां) दूसरे प्रारिययों के शरीर को भी (अ्रपरात्मधिया) “वे 
दूसरों को प्रात्मा नहीं हैं! ऐसी बुद्धि से श्र्थात्‌ अ्नात्मबुद्धि से (निरंतर) 
सदा ही (पर्येत) देखे । 


भावार्थ-प्राचार्य कहते हे कि भ्रन्तरात्मा के लिए यही उचित है 
कि बहू, पदार्थों का जेसा यथार्थस्वरूप है बसा ही जाने, श्न्‍्य का स्वभाव 
प्रन्य में न लगाये श्रौर जीव का भाव पुद्गल में तथा पुद्गल का भाव 
जीव में न कल्पे । भावार्थ यह है कि वह अ्रंतरात्मा अपने शरीर, श्रन्य 
पुद्गल सम्बन्धों तथा कर्मकृत रागादि झौषाधिक भावों को अ्पनो श्रात्मा 
के श्रसली स्वभावरूप कभो नहों समता और इसो तरह दूसरे के 
शरीर, भ्रन्य पुद्गल सम्बन्ध व कमंकृत रोगादि भावों को भी बह दूसरों 
की झ्रात्मारहूप निश्चय नहीं करता । जंसे अ्रपनी आत्मा के स्वभाव को 
वह पुद्गल से भिन्‍त श्रनुभव करता है वंसे ही दूसरों को श्रात्माग्रों को मी 
पुद्गल से भिन्‍न जानता है। जेसे कोई मनुष्य जिस तरह श्रपने घर भें 
रक्‍्खे हुए घो के घड़ों को देखकर उन घड़ों को मिट्टी का ही समभता है 
ओर घी को घड़ों से श्रलग जानता है उसी तरह दृसरों के घरों में रक्‍खे 
हुए घो के घड़ों को भी घी से अ्रलग देखता है और किसी भी दक्षा में 
मिट्टी को मिट्टी तथा घी को घी ही समझता है। इसी तरह किसी भो 
पर्याय में चाहे कोई भी अत्त्मा हो पर शात्मा को झ्रात्मारूप और 
पुदूगल को पुद्गलस्वरूप समझना हो ज्ञानी का स्वभाव है । इसो कारर 
सम्यर्हष्टि जीव व्यवहार में लिनन-शभिन्‍त नामों से कहते हुए व भिन्‍न- 
भिन्न रूप का व्यवहार करते हुए भी ग्रात्मा के पथार्थ स्वभाव के निदच व 


( ११० ) 


से कभी गिरता नहीं है। झनुभव के समय सर्व झाटपाझों को एक समान 
धनुमव॒ कर बह परम समताभाव में लोन रहता है झौर राग हेष की 
कल्पनासाञ को त्याग देता है । 

आगे की उत्थानिका--प्रागे शिष्प शंका करता है कि जो झात्म- 
स्वरूप का स्वयं श्रमुभव करते हैं वे उसका श्रनुभवन कर मृढ़ श्रज्ञानो जोबों 
को क्‍यों नहीं बताते, वे सृढ़ उस झात्मस्वरूप को स्वयं तो जानते नहीं 
पर यदि उनको बताया जाये तो ये भी जानकर सुखी होयें ? इसके ससा- 
धान में प्राचार्य गूढ़ मम की तरफ भुकरते हुए इस भांति कहते हैं--- 


श्लोक--अज्ञापितं न जानस्ति यथा मां ज्ञापितं तथा । 
मूढात्मानस्ततस्तेषां वथा में ज्ञापनश्रमः ॥५८॥ 


अन्वयार्थ--(मूढात्मानः) प्रज्ञानो भूर्ख प्राणी (यथा) जिस तरह 
(प्रश्मापितं) बिना समभाए हुए (मां) मेरे श्रर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप को 
(मन जानन्ति) नहीं जानते हैं (तथा) बंसे ही (ज्ञापितं) समझाए जाने पर 
मी नहों जानते क्‍योंकि उनके मिथ्यात्व भाव की प्रबलता है भौर जब 
वे किसी तरह समझ हो नहीं सकते (ततः) तब (तेषां) उन सूढ़ात्मा्रों 
के लिये (मे) मेरा (शञापनभ्रम:) समझाने का परिश्रम (बुया) निष्फल है । 
इसी सम्बन्ध में दूसरा इलोक कहते हैं--- 


श्लोक-यब्बोध यितुमिच्छामि ततन्नाहं यदहूं पुनः । 
ग्राहयं तरपि नानन्‍यस्थ तत्किसन्यस्यबोधये ।।५६े।। 


अन्वयार्थ-(यत्‌) जिस विकल्प के हारा श्रात्मस्वरूप को या देहाविक 
को (बोधयितुम) समकाने को में (इच्छामि) इच्छा करता हूं (तत्‌) वह 
विकल्प (भहूं) में निएचय से (न) हूं नहीं (पुनः) झौर (यत्‌) जो जिदा- 
सम्दसयी स्वरूप (भ्रहं) में हूं (तदपि) सो (श्रन्यस्य) दूसरे से (ग्राह्म न) 
समभने मोग्य नहीं है, वह तो स्वयं भ्नुभवने योग्य है (तत्‌) इसीलिये मैं 
(परस्यस्थ) दूसरे को (किस) क्या (बोधये) समभझाऊं ? 


( १११ ) 


सावाधं--अ्राचार्स यहां पर ध्यान को उन्नति करने वाले जीव को 
सरस्तेधित करके कहते है कि तेरा यह विकल्प कि "में सुढ़ अज्ानियों को 
समभझाकर उन्हें भो स्वानुभवो बना दूं' ठोक नहीं है क्योंकि जिन जीवों के 
सिथ्यात्व का तीव्र उदय है उनको समभाये जाने पर भी वे उसो तरह 
नहों समभेंगे जिस तरह न समझकाए जाने से नहीं समझते श्रतः उनके 
लिये तेरा परिश्रम बुथा जायेगा । दूसरी बात यह है कि झ्ात्मा के जिस 
स्वरूप को बचनों से समझाने का विकल्प किया जाता है, वह स्वरूप 
बचन के श्रगोचर है । बचनों से श्रात्मा के कुछ विशेषरा तो संकेत रूप में 
कहे जा सकते हैं पर कोई भी प्रारती वचनसात्न से आात्ना का अ्रखंड ज्ञानानंद- 
मयस्वरूप नहीं समक सकता, उसका स्वरूष तो केवल झ्नुभवगोचर है । 
ज॑ंसे हमने किसी ऐसे मनुष्य को जिसने श्राज तक कभी भी श्रास 
नहीं चखा है, श्राम के फल के सम्बन्ध सें कहा कि यह श्राम तो 
इतना मोठा है कि सिश्नी भो इसके सामने कोई वस्तु नहीं है । मीठे श्राम 
का ऐसा गुर सुन लेने पर तथा उसका निशचय कर लेने पर भी जब 
तक वह मनुष्य उस फल को पग्रास्वादेणगा नहीं तब तक उसे उसकी 
सिठास का ठोक ज्ञान न होगा परन्तु जिल्ला पर रखने के साथ ही 
उसको निइच्चयपूर्यवक यह ज्ञान हो जायेगा कि किस प्रकार का मीठापन 
इस शाम में है। जिस मोठ पन का ज्ञान करोड़ों बार भी उसका स्वरूप 
सुनने पर न होता वह ज्ञान एक क्षण में हो जाता है। इसी तरह प्रात्मा 
का स्वरूप भो प्रत्येक के श्रपने-प्रयने अनुभव में प्राने योग्य है। कोई भी 
प्राणी! बचनों से उसका यथार्थ स्वरूप नहीं कह सकता झोर न कोई 
सुनने मात्र से जान हो सकता है परन्तु उसका एक क्षरासात्र भो प्रनुभव 
करने से वह जान लिया जाता है । 

यहाँ पर श्राचायं देव ने अ्रंतरात्मा के हस अहंकार को मिठाया है 
कि में दूसरों को ग्रात्मज्ञानी बना सकता हूं । कहने का तात्पय यह है कि 
स्वानुसवर्कर्ता पुरुष को झपने स्वरूप के झनुभव में विशेष दिल लगाना 
चाहिये । पर को उपदेश देने के लिपे उसे अपना स्वहित तो भुलाना नहीं 
जाहिये पर जब कोई संसार के दुःखों से भयभीत प्राणी मिले तब उसे 


( ११२ ) 


बचनों के द्वारा श्रात्मा का जो कुछ स्वरूप कहा जा सकता है सो बताकर यह 
कहना चाहिए कि यह हमने केवल संकेत किया है, समभने वाले को तो 
स्वयं नित्य सनम करके विचारना चाहिए और अपने मीतर उस आत्मवस्तु 
फा ध्यान के हारा झनुभत करना चाहिए। स्वानुभव ही से स्व-स्वरूप समझ 
में श्रा सकता हे । इस कथन से पहल ससभना कि धर्मोपदेशरूप स्वाध्याय 
क हा किया है पर स्वात्मध्यान का घात करके धर्मोपदेश को सनाई 
की है । 

जब स्वात्मानुभव में चित्त नहीं लगता तब ज्ञानी धर्मोपदेश भी करता 
है परन्तु उप रूमय यह क्षोभ नहीं करता कि मेरी बात को सब भान ही 
लें । उदासोन जाव से वस्तु का यवार्थस्थरूप वह समभाता है तथा मन में 
यह खूब जानता है कि जब इनके भिथ्यात्व का जोर घटेगा तब ही ये 
समझेगे, में तो केवल निमित्तमात्र हूँ। तथा यदि कोई उसके उपदेश से 
प्रात्म-ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है तो वह यह अ्रहुकार नहीं करता कि 
पेरे उपदेश से यह सुधरा है। उतहे सुधरने में वह उसी के कर्म के 
#बोपशम होगे को ही काररम जानता है। जिनके मोह का तोत् उदय होता 
है वे तो पदार्थ को समझते की रुचि ही नहीं करते तथा सम्रकाये जाने 
पर भी उनके दिल पर कुछ ग्रमर नहों होता परन्तु जिगके मोह का मंद 
उदय होता है उन्हें पर का उपदेश निमित्त पड़ जाता है । तात्पर्य यह है 
कि तत्वज्ञानी को किसी भी तरह परोपदेगा के प्रहुकार में पड़कर श्रपते 
सप्राधिभाव को न गमाना चाहिए । समाधिभाव का साधन परोपदेश फो 
उपेक्षा बुद्धि से ही होता है श्र यही कारण है कि तीर्थंकर महाराज त्तप 
को घाररप करके केवलज्ञान होने तक मोन रखते हैं, धर्मोपदेश नहीं देते । 


आगे की उत्थानिका--प्रंतरंग तत्व को समभझाए जाने पर भी 
बहिरात्मा का प्रनुराग उस तत्त्व में होना संभव नहीं है क्योंकि मोह के 
उदय से उस का श्रनुराग बाहरी पदार्थों में ही होता है, इसी बात को झव 
दिखाते हैं-- 
श्लोक--बहिस्तुष्यति मुढात्मा पिहिंतज्योतिरन्तर । 
तुष्यट्यंतः प्रबुद्धात्ता बहिव्यवित्तकौतुकः ।६०॥। 


( ११३ ) 


अन्ययार्थ-(झन्‍्तरे पिहितज्योति:) झंतरंग में जिसकी शान-ज्योति, 
मोह या मिथ्यात्व से विपरीत हो रही है ऐसा (सृढ़ात्मा) मृढ़शुद्धि भ्रशानी 
जीव (बहिः) बाहरी शरीरादि पदार्थों में (तुष्यति) प्रीति करता है परन्तु 
(प्रदुद्धात्मा) जिसके सिथ्यात्व का उदय नहीं है ऐसा ग्रात्मशानी जीव 
(बहिर्ष्याव्‌त्तकोतुक:) बाहरो शरोरादि पदार्थों में मूच्छा को त्यागता हुआा 
(प्रन्तः) प्रंतर में जो झात्मतत्व है, उसमें (तुष्पति) प्रीति करता है । 


भावार्श-.प्रज्ञानो बहिरात्मा को अनाविकाल से श्रपनों प्रात्मा के 
स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान नहों है भ्रतः उसका ज्ञान मोह के उदय के वशो- 
भूत हो बहुत ही मेला व बेहोश हो रहा है ध्लोर इसो कारण उसे इस्द्रिय- 
विषय भोगों का गाढ़ प्रेम है। उस प्रेम के मच्य में वह चर हुआ रहता है 
भ्रोर भ्रपती विषय वासना के पोषक शरीर, स्त्री, धन, पुत्र व मित्र झ्ादि 
जो भी बाहरो पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं उन्‍्हों में भ्रनुरागी होकर वह 
संतोष मानता है। जेसे एक गंबार सनुष्य सुस्वादु मिठाई के स्वाद को न 
जानकर उसे तो खाता नहों किन्तु रूखे चने खबाने में आनन्द मानता है 
या काग प्नादि के भोजन को छोड़कर विष्ठा के खाने में भ्रनुरागी हो 
जाता है भ्रथवा जोंक जंतु छाती में लगकर भ्च्छे खन को तो छोड़ देती 
है किस्तु सेले व वियेले खून को पीती है वा एक मूर्ख बालक मिट्टी मिले 
हुए भनछने पाती को पाती जानकर पी लेता है। बेसे ही अशानी जोब 
शारमा के झासंद को नहीं पहुलानता हुआ विजय-वासना में घुला रहकर 
इस्त्रियों को सस्तुष्ट करने बाले पदार्थों में हो रंजायमान होता है परन्तु 
जिस जीव को एक बार भी झात्मशञान व स्वानुभव होने से पझ्पने प्रती- 
खिय झानरद का अरद्धान हो गया है, ऐसा प्रात्मशानी सदा ही शरीरादि 
बाहरी पदार्थों सें बिल्कुल भो झासक्त न होता हुआ पझ्रपने पझ्रात्मतस्य के 
झनुभव में हीं ्रानन्दित होता है श्लोर उसका प्रेम झात्मसुल में हो दृढ़तर 
होता है। इसी से झाचायं कहते हैं कि जैसे झंष के सामने ताचना कार्य- 
कारी नहीं बसे ही भ्रशानी मृढ़मति को समझाने से भी कोई लाभ नहीं, 
उल्टे प्पना परिभ्रम व्यर्थ ही जाता है । 


( ११४ ) 


तात्पयं यह है कि जो श्रपना स्वहित करना चाहते हैं उन्हें उचित 
है कि वे पर को समझाने के विशेष भ्राग्रह में न पड़े किन्तु स्वरूप के धनु- 
भव में हो सावधान रहें और यदि अ्रचानक कोई ऐसा प्रवसर झा ही 
जाये तो बीतराग-माव से थे उपदेश तो दे दे पर उसे यदि कोई स्वोकार 
न करे तो चित्त में किसी तरह का कोई खेद न सानें । 


आगे की उत्थानिका---प्रंतरात्मा शरीर श्रादि को भूषित वा 
प्रलंकारित करने के झ्नुराग से क्‍यों हटा हुआ होता है, इसका समाधान 
झाचाय करते हैं- 


श्लोक--न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः । 
निग्रहानुप्रहधियं तथाप्यज्नैज कुबंते ॥६१॥ 


अन्वयार्थ-(शरोरारि)) सब दरीर (सुखदुःखानि) जड़ होने से 
सुलों तथा दुःखों को (न जानन्ति) नहीं जानते हैं (तथापि) तो भी 
(अबुद्धयः) श्रज्ञानी बहिरात्मा जीव (अश्नेव) इन्हीं दारोरों पर ही (निग्नहा- 
नुग्रहष्ियं) निग्रह भ्र्थात्‌ दंड ओर अनुग्रह भ्र्थात्‌ उपकार की बुद्धि (कुर्बते) 
किया करते हैं । 

भावार्थ-यहां झ्ाचार्य ऊपर के प्रहन का समाधान करते हुए कहते 
हैं कि शरीर जड़ है, शान से रहित है भ्लौर उस पर यदि कुछ उपकार या 
झपकार किया जाये तो बहु सुखी या दुःखो नहों होता भ्रर्थाव्‌ यवि कोई 
शरीर से देष करके उसे उपवासादि कायक्लेश से सुखावे तो वह दुःख 
अनुभव नहीं करता झौर यदि उस पर राग करके उसे कड़े, माला, कटि- 
सूत्र श्रादि झामुषरणण तथा मनोहर बस्त्रों से सुशोभित करे तो बह कुछ 
सुख अनुभव नहीं करता क्योंकि शरीर में खेतनागुरा नहीं है। यह भ्रज्ञानी 
जीव ही शरीर को झ्रपना समानता है श्र इस मोह के कारण शरोर की 
शोभा से सुखी तथा उसे क्लेश पहुंचने से दुःखी हो जाता है। कहने का 
प्रयोजन यह है कि जिंग्होंने विधय-सुख को ही सुख माना है ऐसे भ्रशञानी 
जोब हो इष्ट शरीरादि पर-वस्तुश्नों के रहते हुए सुखी व उनके बिगड़ते 
हुए दुःखो हो जाते हैं । 


( ११५ ) 


झाचारय कहते हैं कि यह बहिरात्मा जीयों को मिथ्याबुद्धि हो है 
जिससे पर की शोभा व झ्रशोभा से वे श्राप सुखी व दुःखो होते हैं पर 
झंतरात्मा ने क्‍योंकि विषययासना का राग छोड़ दिया है झौर पभ्रपने 
झतीन्दिय प्रानन्द में हो सुख समझा है, इसो कारण बह दरोर व उसके 
ह्राभय से रहने वाली इन्द्रियों से भ्रत्यन्त विरक्त है भ्लोर उसे शरीर फो 
सुशोभित करने का श्रन्तरंग से प्रेम नहीं होतां। व्यवहार में रहते हुए 
यबि लौकिक रीति के भ्रनुसार उसे शरोर को सजाना भो पड़ता है तो वह 
भीतर से रंजायमान नहीं होता श्ौर यदि कर्मोदय से दरोर को भूख प्यास 
को तीन वेदना होकर वह गलने लग जावे तो भ्रपने मन में दुःखी नहीं 
होता । वह न तो शरीर से हेष कर स्वयं तीम्र फायक्लेशादि करके उसे 
मृत-तुल्य बनाता है श्रौर न ही राग करके उसे भोगों में स्वक्षछन्द हो 
लगाता है। शरोर को वह एक चाकर के समान रखता है, भोजनपानादि 
देता है और उसे स्थिर रखकर उससे अपना झात्मकार्य कर लेता है, 
व्यर्थ उसे कष्ट वेकर मारता नहीं तथा शरोर से उतना ही तप करता है 
जितने तप से ध्यान झ्ौर स्वाध्याय में विन-प्रतिदिन उन्‍नति होती जावे 
झौर कोई कमी न रहे । 


आगे की उत्थानिका-जब तक शरौर झादि पर-पदार्थों सें प्रात्म- 
पने को बुद्धि हो रही है तभी तक संसार है तथा इस बुद्धि के छूटने पर हो 
मुक्ति है, ऐसा दिखाते हुए कहते हैं--- 
श्लोक-स्वबुद्धधा यावद्ग हणीयात्कायवाग्चेतसां श्रयम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवतिः ॥६२।। 


अन्वयार्थ--(यावत्‌) जब तक (कायबाग्चेतसां श्रयम) शरीर, वचन 
झौर सन-हन तीनों का (स्वबुद्धचा) प्रात्मपने को बुद्धि से (गृल्लीयात) 
प्रहणा है (तावतृ) तब तक (संसारः) संसार है भ्र्थात्‌ जीव का संसार में 
अमरा है (तु) परन्तु (एतेषां) इनके (भेदाग्शसे) भेद का इस रूप ज्ञान 
होने से कि ये तोनों मन, बचन व काय प्रात्सा के स्वभाव से भिसन हैं, 
(निवतिः) मुक्ति है भ्र्भात्‌ संसार से जोब छूट जाता है । 


( ११६ ) 


भावायं-... प्राचार्य कहते हैं कि जब तक यह जीव बहिरात्मा है 
श्र्थात्‌ शरीरादि बाहरी पदार्थों में क्‍श्रात्मपपने को बृद्धि रखता है तथा 
ऐसी बढ्धि से उनमें पग्रत्यन्त मोहित हो उनके साथ तन्‍्सय होकर व्यवहार 
करता है तब तक ही उसे सांसारिक विषयों सें झ्नुराग होता है झौर 
उस राग ब॒द्धि से वह ऐसा हो कर्मंबंध किया करता है जिससे पुनः पुनः 
शरोर धाररण करना पड़े पर जब मन, वचन व काय से आत्मा की 
भिन्‍नता का उसे ज्ञान हो जाता है तब उसको रुचि श्रतोन्द्रिय सुख में हो 
जातो है जिससे उसे स्वयमेव हो संसार शरोर भोगों से बराग्य हो जाता 
है और उस विरक्ति का फल यह होता है कि उसके पुराने कर्मों को 
अधिक निर्जरा तथा नवीन कर्मों का संबर होता है, जिससे वह प्रंतरात्मा 
मोक्ष के निकट श्राता जाता है और एक दिन पूर्ण तरह से मुक्त हो 
जाता है । 

आगे की उत्थानिका--शरीर भादि से भ्ात्मा का भेद-विशान हो 
जाने पर वह पझ्रंतरात्मा शरोर को हृढ़ता वा मरणखादि में झ्रात्मा को हृढ़ता 
वा मररणादि को नहीं मानता है, इसो बात को झ्ागे दिखाते हैं- 


श्लोक-घने वस्श्ने यथा55त्मानं न घनं मनन्‍्यते तथा । 
घने स्वदेहेप्प्यात्मानं न घनं मन्‍्यते बुधः ।॥६३।॥। 


अन्वयार्थ-(यथा) जंसे बुद्धिमान मनुष्य (घने वस्त्रे) शरोर पर 
बहुत मोटे वस्च्रों को पहन लेने पर भी (झ्रात्मानं) झ्पने को (घन) सोटा 
(न सन्यते) नहीं मानता (तथा) बसे (स्वदेहे) भ्रपनी देह के (घने भ्रषि) 
सोटे होने पर भी (बुध:) बृद्धिमान प्रंतरात्मा (भ्रात्मानं) श्रपनी झ्रात्मा 
को (घन) सोटा (न सन्यते) नहीं मानता । 

भावार्थ--जैसे किसो दुबले-पतले मनुष्य ने जाड़े के काल में रई के 
बहुत मोटे कपड़े पहन लिए हों शोर बाहर से वह मोटा दिखता मो हो 
तो भो झपने शरीर को वह सोटा नहीं मानता, उसे तो वह जंसा बुबला- 
पतला हो वसा ही समभता है । ऐसे ही प्रंतरात्मा ज्ञानो जीव श्पनी देह 


( ११७ ) 


को सोटो देखकर अ्रपनी भ्रात्मा को सोटी नहीं समभता, उसे तो वह देह 
से भिन्‍न एक चेतन्यमयी मूति ही मानता है । 
ऐसा ही और भी कहते हैं- 
श्लोक--जीरें वस्त्र यथा55त्मानं न जी मन्‍्यते तथा । 
जीणणें स्व हे3प्यात्मानं न जीर्ण मन्यते बुधः ॥६४।। 
अन्वयार्थ-- (यथा) जंसे (वस्त्रे जीरों) बस्त्रों के पुरानां होते हुए 
कोई बद्धिमान (आत्मानं) अभ्रपनी देह को (जीरा) पुराना (न मन्यते) 
नहों मानता (तथा) बसे हो (स्वदेहे) श्रपनों देह के (जीरो श्रषि) जीरो 
होने पर भी (बुधः) बुद्धिमान ज्ञानी (आत्मानं) अपनी श्रात्मा को (जोग्प॑) 
जीरं (न मन्यते) नहीं मानता । 
पुनः यही कहते हैं- 
श्लोक-नष्टे बस्त्रे यथा55त्मानं न नष्टं मन्यते तथा । 
नष्टे स्वदेहेंउप्यात्मानं न नष्टं मन्‍यते बुधः ॥॥६५॥। 


अन्वयाथं--.( यथा) जंसे (वस्त्रे नष्टे) कपड़ों का नाश होने पर कोई 
(प्रात्मानं) झ्पने को (नष्ट) नष्ट हुआ (न मन्यते) नहों मानता (तथा) 
बसे ही (बुध:) बुद्धिमान (स्वदेहे श्रपि नष्टे) श्रपनी देह के नष्ट होने पर भी 
(ग्रात्मान) प्रपनों श्रात्मा को (नष्ट) नष्ट हुआ (न सनन्‍्यते) नहीं मानता । 

फिर से ऐसा ही कहते हैं- 
श्लोक--रकते वस्त्रे यथा55त्मानं न रक्‍त॑ मन्यते तथा । 

रक्‍ते स्वदेहेंउप्यात्मान' न रक्‍त॑ मन्यते बुध: ।५६६॥ 

अन्वयार्थ--(यथा) जंसे (वस्त्रे रक्ते) कपड़ों के लाल होते हुए वा 
लाल रंग के कपड़े पहने हुए कोई (आत्मानं) श्रपनी देह को (रक्त) लाल 
(न मन्यते) नहीं मानता (तथा) वेसे हो (बुधः) बुद्धिमान (रकते स्वदेहे 
श्रपि) लाल रंग की श्रपनो देह होने पर भी (आ्रात्मानं) श्रपनी श्रात्मा को 
(रक्त) लाल (न मन्यते) नहीं मानता । 


भावाथं--पहां श्राचायंदेव ने भेदज्ञान की रीति बताई है। दो भिन्न- 


( शश्ष ) 


भिन्‍न पदार्थों के संयोग सम्बन्ध होने पर भी एक व्रधष्य व उसके गुर तथा 
पर्याय दूसरे द्रव्य तथा उसके गुर व पर्याय से एकमेक नहीं हो सकते । 
इसके लिए दुृष्टान्त ये हैं कि जेसे यदि कोई सोटा कपड़ा पहने हो पर 
उसका शरोर दुबला हो तो यह मोटे कपड़े को जुदा हो जानता है, उसके 
संयोग होने पर भी शरोर को मोदा नहीं मानता; यदि कोई पुराने कपड़े 
पहने हो और उसका शरीर युवा हो तो वह शरीर को पुराना या बृद्ध 
नहीं मानता; यदि किसी के कपड़े छिन्न-भिन्‍न वा नष्ट हो जाएं तो वह 
हरोर को नश्ट-अ्रष्ट हुआ नहों मानता झौर यदि कोई गोरे शरोर वाला 
लाल रंग के कपड़े पहने हो तो लाल कपड़ों से उसका शरीर लाल नहीं 
हो जाता, वह तो गोरा ही रहता है। ये सब दृष्टान्त हूं। दार्ष्टान्‍्त यह है 
कि प्रात्मा के साथ जो शरीर है उससे आत्मा की श्रत्यन्त भिन्‍नता है । 
शरोर यदि जोणं हो जाय तो श्रात्मा जोर्ण नहीं होता; शरीर यदि युवा 
व सोटा-ताजा हो तो झात्मा युवा या सोटा-ताजा नहीं होता; शरीर यदि 
रोगी होकर वा सड़कर नष्ठ-भ्रष्ट हो जाये तो श्रात्मा नष्ट-अष्ट नहीं 
होता तथा शरोर यदि लाल, सफेद, गोरा वा काला हो तो आ्रात्मा लाल, 
सफेद, गोरा या काला नहों होता क्‍योंकि श्रात्मा तो श्रमृत्तिक, चेतन्य- 
धातुमयो, भ्रसंख्यातप्रदेशी व श्रखंड है तथा शरोर जड़, मृत्तिक, परमा'युश्रों 
के स्कधरूप एवं खंड-खंड होने वाला है। इस तरह शरीर की दज्ञा बनने 
वा बिगड़ने से श्रात्मा की दक्षा बनती वा बिगड़तो नहीं। श्रांत्मा न तो 
अपनी श्रवंडता को छोड़ता है और न चंतन्यपने को ही छोड़ता है । 


इसी प्रकार इस जीव के साथ जो तंजस वा कार्माण शरीर हैं वे भी 
इसकी श्रात्मा से भिन्‍न हैं क्योंकि वे पुदगल, जड़ हैं और श्रात्मा चेतन 
है। कार्माणा शरीर ज्ञानावरणादि धाठ कर्म वर्गरणाओ्रों का समुदाय है, 
उसमें समय-समय नई-नई वर्गणाएं झ्रातो हैं श्रौर पुर।नो वर्गरणाएं उससे 
छूटती हैं। इन जड़ कर्मों के उदय से श्ात्माके भाव में जो कुछ रागहेषादि 
विकार होते हैं थे सब भो श्रात्मा का स्वभाव नहीं है प्रत्युत कर्मों के 
उदय का रंग है। वह रंग क्योंकि पुदूगल का है भ्रतः जड़ है जबकि वह 


( ११६ ) 


भ्रात्मा जिस पर रागादि का रग चढ़ता है, चेतन है। इस तरह यह श्रात्मा 
पुदूगल के सर्वप्रकार के विकारों से भिन्‍न है-ऐसा जानकर अंतरात्मा 
ग्रपनी श्रात्मा के स्वभाव का सदा ही सिद्ध भगवान के समान शुद्ध, ज्ञाता- 
दृष्टा, अविनाशी तथा ग्रानन्यत्प हो श्रनुभव करता है एवं शरीर के छूटने, 
बिगड़ने वा सरते आदि से अपना कोई बिगाड़ वा मरण नहों मानता । 


आगे की उत्थानिका--इस श्रकार प्रात्मा को शरीरादि से भिन्‍न 
जानने वाले भ्रंतरात्मा को जब ये शरीरादि काप्ठादि के समान मालूम होते 
हैं, तब इसे मुक्ति की योग्यता होतो है, ऐसा दशाते हुए कहते है- 


श्लोक--यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन सम॑ जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रिया भोगं स शर्म याति नेतरः ॥६७॥। 


अन्वयार्थ-- (यस्प) जिस श्रात्मा के विचार में (मस्पन्दं) हलन- 
चलनयुक्त (जगत) यह शरीरादि रूप जगत (निःस्पन्देन समं) स्थिर के 
समान अर्थात्‌ काप्ठ, पापाणादि के बराबर, (पप्रज्ञम) प्रज्ञारहित अचेतन 
जड़ तथा (प्रक्रिया मोगं) पदार्थ की चंचलता रूप क्रिया से एबं सुखादि 
के अ्नुभवरूष भोग से रहित (आभाति) मालूम होता है (सः) बह पुरुष 
(शर्म घाति) परम बीतराग भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसे संसार, 
शरीर, भोगों से बराग्य हो जाता है (इतर: न) ओर कोई दूसरा बराग्य- 
भाव को प्राप्त नहीं होता हे । 


भावार्थ--यहां पर यह श्राशय है क्रि किस तरह के विचार से अंत- 
रात्मा में समताभाव पंदा होता हे । ये शरोर व श्रन्य जड़ पदार्थ किसी 
चेतन वा श्रच्चेतन की प्र रणा से गसनागमन करते है। जिस समय पर्याय- 
दृष्टि को गोरा कर द्रव्य को दृष्टि से यह प्रंतरात्मा विचार करता है तो 
छहो द्रव्य उसे अपने-अपने स्वभाव में मग्त मालूम होते हैं । जेसे सब जीच 
शुद्ध ज्ञानानंदमय एवं वीत्तराग ही उसके जानने मे श्राते हे बसे ही सर्व पुद्ठल 
भी उसे स्पर्श, रस, गंध, वर्णमयी, सुत्तिक, जड़ और काष्ठपाधारत के समान 
दीखते हैं। धर्मादि चार द्रव्य तो सदा अ्रपने स्वभाव में स्थिर हैं हो, केवल 


( १२० ) 


जांव तथा पुरगल ही कियावान्‌ हैं । इन दोनों को उलट-फेर से ही जगत 
में ये भ्रनेर भ्रवस्थाएं हो रहो हैं जिनमें यह भ्रशानी जीव तन्‍्मय हो 
जाता है पर जब पर्यायदृष्टि को गौर कर प्रंतरात्मा द्रव्य की दृष्टि से 
इन्हें देखता है तब ये दोनों मो. उसे अ्पने-प्रपने शुद्ध स्वभाव में हो दीखते 
हैं। मन, बचन, काय को सम्पूर्ण क्रियाएं मो उसे पर्यायदृष्टि से ही मालूम 
होती हैं, शुद्ध द्रव्यदृष्टि में ये तोनों भी काम करते नहीं मालूस होते । 

इस द्रव्यवृष्टि के प्रताप से झंतरात्मा के राग, देष, मोह जब जाते 
रहते हैं भ्लोर उसमें परण समताभाव तथा सहज पश्रानन्द भाव पंदा हो 
जाता है तब चेतन बिना यह अ्रचेतन जड़ जगत उसे स्पष्टतया शञानरहित, 
संचलता रहित, सुखादि के भोग रहित तथा अपने स्वमावमय ही भंल- 
कता है। इस तरह जिस किसी भध्य प्राणी को द्रव्याथिकनय से मेदशान 
करने को झ्ादत हो जातो है उसी के परम शांतमाव हो सकता है, दूसरे 
किसी के नहों । इसी शांतभाव से पू्ंबद्ध कर्मों को निजंरा होती है तथा 
उसे बसा भ्रतीनिद्रिय झ्ानंद प्राप्त होता है जेसा सिद्ध प्रवस्था में सिद्धों 
को होता है। यह शांतभाव मोक्षस्वरूप बीतरागभाव का बोज है। 


आगे की उत्थानिका--जब स्‍ात्मा शरीरादि से भिन्‍न है तथा 
इसका शभिन्‍त झनुभव करने से परम शांति प्राप्त होती है तब बहिरात्मा 
शरोराबि पुद्गल ब्रग्पों से भिन्‍न भ्रात्मा को क्‍यों नहीं समझता, श्रव इस 
बात का प्राचार्य र्रमाधान करते हैं- 


श्लोक-शरो रकऊच्‌ केनात्मा संवतज्ञानविग्रहः । 
मात्मानं बुध्यते तस्मादस्रम॒त्यतिचिरं भवे ।६८।॥। 


अन्वयार्थ-(शरोरकज्चुकेन) कार्मारण शरोर रूपी कांचली से (संबूत- 

जाने बिग्रह:) जिसका ज्ञान शरीर ढक रहा है, ऐसा वह (पभ्रात्मा) बहि- 

रात्मा जीव (झआत्मानं) श्रपनो श्रात्मा को, जंसा उसका सच्चा स्वरूप है 

बसा (न बुंध्यते) नेहों जानता है और (तस्मात्‌) इसों भ्रज्ञान के कॉर्रेश 

८3 दोघेकाल तक (भवे) इस संसार में (भ्रमति) ध्रमरण किया 
| 


( १२१ ) 


झावार्थ-...जिस जीव के ऊपर सिथ्यात्व कर्म का तोत् परदा पड़ा 
होता है वह आत्मा का स्वरूप समभाये जाने पर भी नहीं समभता 
झौर यदि समभता भी है तो कुछ का कुछ समझता है। उसको बुद्धि में 
ग्रात्मा का सज्वा स्वरूप नहीं कलकता । आजाये कहते हैं कि जो आत्मा 
को नहीं समझता उसे उस श्रतोन्द्रिय सुख का भी निश्चय नहों होता जो 
झात्मा का स्वभाव है और इसोलिए वह अज्ञानी प्राणों इच्द्रिय-सुखों में 
गाढ़ प्रेम रखता हुआ उन्हों के लिए रात-दिन चाहना करता है व उनके 
लिए ही उद्योग किया करता है। उसे उनमें श्रत्यधिक रागद्ेष व मोह 
होता है जिरुसे उसके तीर कर्मों का बंध हुमा करता है श्रौर बह दीघं॑- 
काल तक संसार में श्रमता है । संसार अऋसरा के कारण ये ही सिशथ्या- 
त्वरूप मोह तथा रागद्वेष हैं जो श्रात्मज्ञान के अभाव में प्राणी के सदा 
हुआ करते है इसीलिए जो संसार से निवत्ति चाहते हैं, उन्हें श्रज्ञान के 
प्रभाव का उद्योग करना जरूरी है। 


आगे की उत्थानिका--हिष्य प्रश्न करता है कि जब बहिरात्मा 
जीव जेंसा उस आत्मा का स्वरूप है वसा नहीं समभते तो वे उसका स्व- 
रूप कैसा जानते है, इसी का श्राचायय समाधान करते हैं- 


श्लोक--प्रविशद्‌गलितां व्यूहें देहेंडणूनां समाक तो । 
स्थितिश्ांत्या प्रपचचन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥।६द।। 


अन्वयार्थ--(प्रबुद्धयः) अ्रज्ञानी बहिरात्मा जीव (समाकृतौ) समान 
श्राकार में श्रर्थात्‌ आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध रखने वाले 
(प्रविशदृगलितां) श्राते श्रौर जाते हुए (भ्रणुनां) परमाणुझ्रों के (यह) 
समुदायरूप (देहे) देह की (स्थिति भ्रांत्या) स्थिति रहने के भ्रम से भ्रर्थात्‌ 
देह सदा बनो रहेगी, इस श्रम से (तम्‌) उस देह को (आ्रात्मानम्‌) श्रात्मा 
ही (प्रिपच्न्ते) समझ लेते हैं भ्र्थात्‌ उन्हें देह भर झात्मा एक रूप ही हैं, 
ऐसा भिथ्या श्रद्धान होता है । 


भावाथं-प्राचार्य कहते हैं कि श्रशानी जीव इस शरीर को ही झात्मा 


( १२२ ) 


मान लेता है । यद्यपि शरीर पुदगल के परमाशुओ्रों का समृह है, इसमें नए 
परमाणु झाकर मिलते रहते हे और प्रुराने इससे छुटते रहते हैं तो भी 
भ्रज्ञानी जीव इस शरीर को सदा एक-सा मानकर उसमे थिर बुद्धि करता 
है। वह समभता है कि यह शरीर एक श्रखंड द्रव्य है तथा सदा बना रहेगा 
पर ऐसा हे नही । शरीर तो बहुत से परमाणुश्रों का समृह है, एक श्रखंड 
द्रव्य नहों है तथा यह श्रायुकर्म के श्राधीन भी है, जब श्रायु पुरी हो जाती 
है तब जिन परमार भ्रों का दारीर में बंधान है वे खिर जाते है। श्ात्मा 
प्रौर शरीर का ऐसा एकमेक सम्बन्ध है कि जहां श्रात्मा है वहीं शरीर के 
परमाण_ भी तिष्ठते है । 


ग्रज्ञानी जीव को भिन्‍न श्रात्मा का स्वरूप मालूम नहों होता इसी 
काररा वह घरोर में भ्रहंब॒द्धि करके श्रपने को उस रूप हो देखता जानता 
है। शरीर के पुष्ट व बलवान होने पर मै पुष्ट व बलवान हूं, शरोर के 
निरोग होने पर मै निरोग हूं, शरीर के सुन्दर होने पर मे सुन्दर हूं, 
शरोर के रोगी होने पर मे रोगी हूं और शरीर के मरने पर में मरता हूं- 
इत्यादि रूप की वह मान्यता करता है श्रोर इस प्रकार शरोर की जो-जो 
दया होती है उसे वह श्रपनी ही दशा समभता है। शरोर के सातारूप 
रहने में सुखी व श्रसातारूप होने में वह दुःखी हो जाता है और उसका दीर्घ॑- 
काल तक रहना वांछता है। श्रपना आरपापना वह देह में ही मान लेता है 
झोर 'मै शुद्ध, बुद्ध, ज्ञाता, दृष्टा व श्रानंदमयी एक चंतन्य पदार्थ हूं! ऐसा 
नहों समझता । 


आगे की उत्थानिका--श्रव श्राचार्य कहते है कि जिस श्रज्ञानी 
जीव को झ्रात्मा का यथार्थ स्वभाव मालूम नही है उसे अ्रपनी श्रात्मा को 
देह से भिन्‍न जानने के लिए इस तरह को भावना करनी चाहिए- 
श्लोक-गौरः स्थलः कशो वा$हमित्यंगेनाविशेषय न । 
आत्मान धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्नहम्‌ ॥७०॥। 


अन्वयार्थ-(पअ्रहूं) मैं (पौरः) गोरा, (स्थूल:) मोटा (वा कृशः) या 


( १२१३ ) 


हुबला हूं (इति) इस प्रकार को मान्यता को (पअ्रंगेन) शरोर के साथ 
(अ्रविशेषयन्‌) एक रूप सानता हुझा प्रर्थात्‌ गोरापना, सोटापना या दुबला- 
पता भझ्रादि रूप भ्रवस्था मुझ भ्रात्मा की नहीं है किन्तु इस शरोर को है, 
ऐसा जानता हुझा (नित्य) सर्वदा! (आ्रात्मानं) अपनी झात्मा को (केवल 
ज्प्तिविग्रहम) मात्र ज्ञानस्वरूप ही श्रर्थात्‌ रूपादि रहित ज्ञानरूप हो है 
स्वरूप जिसका, ऐसा (धारयेत्‌) अपने चित्त में धाररप करे। 


भावार्थ-जो भव्य जोब पश्रपनी श्रात्मा का श्रनुभव करना चाहे, उसे 
बार-बार झ्रात्मा का स्वरूप दारीर श्रादि के स्वरूप से भिन्‍न विचारना, 
मनन करना तथा धारना चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍न लक्षणों के हारा उसे इस 
प्रकार लक्ष्य को भिन्‍न-भिन्‍न विचारना चाहिए कि जो सृति न हो जिसमें 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श न हो, जो चेतन्य श्रर्थात्‌ ज्ञान दशेनस्वरूप हो श्रोर 
कर्म निमित्त से होने वाले रागद्रेषादि औपाधिक भावों से जुदा हो ऐसा 
परमात्मा के समान जो कोई है सो तो मेरा झ्रात्मा है तथा इसके विपरीत 
जिसमें ये भ्रात्मिक गुर न हों भर्थात्‌ जिसमें वर, गंध, रस, स्पर्श हो 
झौर जो चेतना रहित हो सो पुरगल व जड़ है तथा ऐसा हो मेरा स्थल 
तथा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल झ्ोदारिक शरीर भी जड़ है तथा सुक्ष्म तेजस 
झौर कार्माण शरीर भी जड़ ही है। में भात्मा ज्ञायक हूं, पुद्ल भनात्मा 
ग्रशायक है और मेरे हारा जानने योग्य है-इस तरह बार-बार शरौोर के 
स्वभाव से भिन्‍न शोर अपने स्वभाव में तन्मय आत्मा की भावना करनी 
चाहिए। तथा कर्मोदय से होने वाली जो जीबसमास, मार्गरगा व गुरास्थान 
रूप झवस्थाएं जीव की कही जाती हैं वे भी झात्मा का निज स्वभाव न 
होने से प्रात्मा से भिन्‍न हैं-इस प्रकार भेदश्ञान के बल से पश्पनी प्रात्मा 
को सिद्ध के समान विचारना चाहिए । महीनों वा वर्षों तक निरंतर इसी 
बात का भ्रभ्यास रखना चाहिए। बार-बार प्रभ्यास करने को इसीलिए 
ग्रावश्यकता है कि इस जोव को भ्रनादिकाल से परस्वरूप ही आत्मा का 
झनुभव है भ्रोर निरंतर प्रभ्यास से ही यह भिथ्या भ्रनुभव मिटकर यथार्थ 


धनुभव की प्राप्ति हो सकती है। झ्नतः पुनः-पुतः भेदज्ञान का श्रभ्यास 
करके झपनी व्‌त्ति को झ्लात्मस्वरूप बनाना चाहिए । 


( १२४ ) 


आगे को उत्थानिका-प्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार झात्मा को 
जो एकाग्रमन से भाता है उसकी हो मुक्ति होतो है, दूसरे की नहीं- 


श्लोक--मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचलाधृतिः । 
तस्य ने कान्तिकी मुक्तितर्यस्य नास्त्यचला धृतिः ।॥७१॥ 


अन्वयार्थ-(यस्य) जिस प्रंतरात्मा के (चित्ते) चित्त में (श्रचला 
धृतिः) श्रात्मस्वरूप को निशचल धारणा है श्रर्थात्‌ जिसकी स्वस्वरूप भें 
लवलोनता है (तस्थ) उस महापुरुष को (मुक्तिः) मुक्ति होना श्रथवा उसका 
कर्मों से छूटकर स्वाधीन, स्वतंत्र होना (एकान्तिको) अ्रवद्यम्भावी यानि 
श्रवत्य सिद्ध है तथा (यस्य) जिसकी (अ्रचला धृतिः) श्रात्मस्वरूप में 
निदचलता से थिरता (नास्ति) नहीं है (त्तस्थ) उस समाधिरहित पुरुष 
की (मुक्ति:) मुक्ति होना (एकान्तिकों न) झ्रवदय श्रसिद्ध है । 


भावार्थ-यहां पर श्राचार्य मोक्षप्राप्ति व स्वस्वरूप साधन का पक्का 
माध्यम वा समर्थ कारण बताते है। जिस काररा के होने पर कार्य श्रवश्य 
हो व न होने पर न हो, उसे समर्थ कारण कहते हैं। सिद्धांत में मोक्ष का 
सार्ग सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र है। इसी को रत्नत्रय कहते है । इसके दो भेद 
हैं-एक भेद रत्नत्रय, दूसरा अभेद रत्तत्रय । भेंद रत्नत्रय अ्रभेद रत्नत्नय 
का निर्ित्त कारण है तथा अभेद रत्नत्रय साक्षात्‌ उपादान व समर्थ 
फारण है। यथार्थ देवगुरुशास्त्र का श्रद्धान व सात तत्त्वों का श्रद्धान 
व्यवहार सम्यग्दर्शन है, इन्हीं का निःचयपृर्वक ज्ञान व्यवहार सम्यग्ज्ञान है 
तथा गजशुभोपयोग से छूटकर महाव्रत या श्रण म्नतरूप शुभोपयोग में वर्तना 
व्यवहार सम्यग्चारित्र है। इन्हों तोनों को एकता को भेद वा व्यवहार 
रत्नत्रय कहते हैं श्रोर इनके निमित्त से आत्मा को ज्ञातादुष्ठा, आनत्द- 
मयी, अमृत्तिक व परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ के समान निधिकार निश्चय 
करना, ऐसा ही जानना व इसी प्रकार के स्वरूप में ऐसा लवलीन हो 
जाना कि श्राप आप से ही आपका श्रनुभव हो तथा श्राप श्राप ही श्रपने 
स्वाद में इस तरह तनन्‍्मय हो जाबे कि विकल्पों का होना बन्द हो जञाजे, 
मानों मन मर ही जावे श्रोर उपयोग भ्रपनी सातृभुमि श्रात्मा कीं सत्ता सें 


( १२५ ) 


हो थम जावे, इसे ही निश्चय या ब्रभेदरत्नलय कहते हैं। जिस महापुरुष 
की प्रबूत्ति इस अभेदरत्नत्रयस्वरूप स्वानुभव में होगी वह श्रवशय कर्मों 
का नाशकर एक दिन सुक्ति का भाजन हो जायेगा, इसमें कुछ भो शंका 
नहों है। पर जिसको व्यवहार धर्म, तप व ब्॒त श्रादि में चलते हुए भो 
प्रभेद र॒त्नत्रय के स्वरूप सें थिरता नहीं है, बह कभी भी मुक्ति को नहीं 
पा सकता क्‍योंकि उसके वह परम पुजनोय वीतरागता ही नहीं होती 
जो कर्मों की निर्जरा कर सके। तात्पयं यह है कि जो स्व कल्याण करना 
चाहे उसे जिस तरह भी बने उस तरह अपने स्वरूप में निश्चलता फरनी 
चाहिए और स्वानुभव का परमाननद प्राप्त करना चाहिए । 


आ।गे की उत्थानिका--आ्राचायं कहते हैं कि भ्रपने स्वरूप में चित्त- 
निश्चलता के साथ प्रवृत्ति उसी बक्‍त होगी जब लोगों के साथ मिलता- 
जुलना छोड़कर श्रात्मस्वरूप का अनुभव किया जावे । बिना जन-संसर्ग 
छोड़े स्वानुभव न होगा और बिना स्वानुभव के मुक्ति का समर्थ कारण 
न बनेगा- 


श्लोक--जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दों मनसश्चित्तविध्यमाः । 
भवन्ति तस्मात्संसर्ग जनयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥9२॥ 


अन्वयाथथ---(जनेम्यो) मनुष्यों के साथ संगम होने से (वा) वचन 
को प्रवृत्ति होती है, (तत:) उस वचन विलास से (मनसः) मन की (स्थन्दः) 
चंचलता होतो है श्रौर (तस्मात्‌)उस चंचलता से (चित्तविश्रमाः) मन में 
नाना प्रकार के विकल्प (भवन्ति) होते है (ततः:) इसोलिए (योगो) ध्यान 
करने का इच्छुक योगी (जने:) मनुष्यों के साथ (संसर्ग) संपर्क को (त्यजेत) 
छोड़ देवे । 


सावाथं--यहां पर श्राचायं कहते हैं कि स्वानुभव का उपाय शअ्रपने 
चित्त को वृत्ति को प्रात्मा के स्वरूप में तन्‍्मय करग है। चित्त बहुत 
चंचल है श्रोर जब इसके श्राकषंरण के काररा दूसरे नहों होते तभो यह 
झपने स्वरूप के अनुभव में तन्‍्मयता करता है। यदि कोई साधक मनुष्यों 


( १२६ ) 


से बार्तालाप करेगा तो उसका उपयोग झ्रवदय चंचल होगा, मन को चंच- 
लता से श्रनेक संकल्प-विकल्प उठंगे और फिर वह योगी ध्यान व स्वानु- 
भव करने में श्रसमर्थ हो जायेगा इसीलिए योगी को मनुष्यों की संगति व 
उनसे वचनालाप का त्याग करना चाहिए। इस कथन से यह भो समझना 
चाहिये कि जिन-जिन कारणों से मन की चंचलता हो, उन-उन काररों 
का छोड़ना साधक के लिए कार्यकारी है । 


साधक को निर्जन एकान्त स्थान में बंठकर ध्यान करना चाहिये। 
वह स्थान कोई वन, पर्वत, गुफा, उपवन, नसियां वा जिनमंदिर शभ्ादि 
होना चाहिये । जहाँ ध्यान करे वहाँ स्त्री, नपु सक एवं पशु श्रादि चित्त- 
क्षब्ध करने वालों का भ्ाना-जाना नहीं होना चाहिये। निराकुल स्थान 
के बिना सन निराकुल नहों हो सकता और यही कारण है कि वन, पर्वत 
झादि में ध्यान करने के लिए निवत्ति-मार्ग का श्रालम्बन करने वाले मुनि, 
ऐलक व क्षुल्लक श्रादि त्यागी-पुरुष जनसंसर्ग को त्याग देते हैं । वे इसी- 
लिए हो परिग्रह का त्याग करते हैं श्रौर श्रारंभ के कार्यों से निवृत्ति कर 
लेते हैं। जितना श्रधिक बाहरी सम्बन्ध जिस जीव के होगा उतने ही 
झ्रधिक विचार व संकल्प-विकल्प उसको बुद्धि में भलकेंगे श्रतएवं श्रम्यास 
करने वाले को उचित है कि निर्जन स्थान में ही ठहरकर स्वानुभव का 
ब्रभ्यास करे। ऐसा हो श्री पुज्यपाद स्वामी ने श्रपने 'दृष्टोपदेश' ग्रंथ में 
कहा है- 


श्लोक-इच्छत्यकांतसंवासं निर्जनं जनितादरः । 
निजकार्यबशात्किचिदुक्त्वा विस्मरति द्वुतं ॥४०१। 


भावार्थ-तत्त्वज्ञानी एकान्त में ही रहना चाहता है। उसको इसी 
बात का आदर है कि मनुष्य की भीड़ उसके पास न होबे एवं श्रपने प्रइनों 
से श्राकुलता न उयजाबे तथा उसे इतना अ्रधिक श्रात्मप्रेम रहता है कि 
प्रयोजन के वश से यदि कुछ कहना भी पड़े तो कहकर शीघ्य ही बहू उस 
बात फो भूल जाता है । 


( १२७ ) 


तात्पर्य यह है कि योगो को जनसमुदाय से वार्तालाप करना छोड़ 
देना चाहिये । 

आगे की उत्थानिका--यहाँ शिष्य शंका करता है कि तब क्या 
मनुष्यों का संगम छोड़कर तत्त्वज्ञानो को जंगल में रहना चाहिये? प्रब 
इसका सम्ताधान श्राचार्य करते है- 


श्लोक-ग्रामो्रण्यमिति हे धा निवासो नात्मदशिनाम्‌ । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मंव निश्चलः ॥७३॥। 


अन्वयाथे-(श्रवात्मदशिनाम्‌) जिन्‍्होने प्रात्म-स्वरूप के श्रनुभव को 
प्राप्ति नहीं को है उन्हें ही ऐसा विकल्प होता है कि (ग्राम:) गांव व 
(अरण्यम्‌) वन-(इति) इस तरह (ह्वधा) दो प्रकार के (निवास:) निवास होते 
हैं (तु) पर (दृष्टात्मनां) जिन्होने श्रात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया 
है उनका (निवासः) रहने का स्थान तो (निइचलः) निइचल श्रर्थात्‌ चित्त 
की श्राकुलता रहित एवं (विविक्तात्मा एव) विविक्त श्रर्थात्‌ रागादि 
रहित विशुद्ध ग्रात्मा ही होता है । 


भावार्थ-यहां पर झाचाये शिष्य को फिर निशचयमार्ग में जमे रहने 
को शिक्षा देते है कि यद्यपि श्रभ्पास करने वाला साधक एकांत स्थान में 
रहता है तथावि उस स्थान को वह केवल निमित्तमात्र जानता है। निश्चय 
से वह श्रपनी शुद्ध श्रात्मा के अनुभव में तिप्तना ही भ्रपना निवास सम- 
भता है क्योंकि श्रात्मा से स्थितिरूप चारित्र से हो सुख शांति का लाभ 
होता है तथा कर्मो की निर्जरा होती है । जो स्वरूपानुभव के झ्रानन्द के 
भोक्‍ता व स्व॒रसास्वादी है, उन्हें अ्रपने स्वरूप में तिष्ठना ही दृष्ट होता 
है श्रोर मात्र इसो उद्देश्य से वे ऐसे योग्य स्थान में ठहरते हैं जहाँ निरा- 
कुलता स्हे । ऐसा नहीं है कि ग्राम में रहने से तो श्रात्मविचार नहों होता 
व जंगल सें रहने से हो जाता है। बिना उपादान कारण के केवल निमित्त 
कुछ नहीं कर सकता। प्रयोजन कहने का यही है कि तत्त्वश्ञानी को बाहरी 
प्रनुकूल निमित्तों को सिलाकर जिस तरह भी बने उसो तरह झपने झाह्म- 


( १२८ ) 
स्वरूप के अनुभव में लवलीन होने का प्रयत्त करना चाहिये । 


आगे को उत्थानिका-प्रब श्राचार्य बताते है कि जो प्रात्मानुभवी 
है उन्हें भ्रंत में क्या फल होता है व जो श्रात्मज्ञानी नहीं किन्तु सिथ्यादुष्टि 
हैं, उन्हें क्या फल होता है--- 
श्लोक-दे ह|न्तरगतेबीज दहे:स्मिन्नात्मभावना । 
बीज॑ विदहनिष्पत्ते रात्मन्येवात्मभावना ।७४॥। 


अन्वयार्थ- श्रस्मिन्‌ देहे) कर्मों के उदय से ग्रहरा किये हुये इस 
शरीर में (आत्ममावना) श्रात्मा की इस रूप भावना करना कि यह शरीर 
है सो ही में हुं तथा इसके लिवाय श्रन्य कोई शुद्ध, बुद्ध, बीतराग व ब्रमु- 
त्तिक आत्मा मे नहों हूं, (देहान्तरगते) अन्य जन्म में भी देह के प्राप्त होते 
रहने का (बीजं) कारण है। इसके विरुद्ध (आत्मनि एव) प्रात्मा के स्व- 
रूप में ही (आात्मभावना) आ्रात्ममने की इस तरह भावना करना कि पर- 
मात्मा के समान जो कोई शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी एक चंतन्य पदार्थ है सो 
ही मे हूं, (विदेह निष्पले) देहरहित होकर मुज़ित प्राप्त करने का (बोजं) 
कारण है । 


भावाथं---यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है कि जो मिथ्या- 
दृष्टि श्रज्ञानी संसार शरोर भोगों मे श्रासतत संघमरहित बहिरात्मा है बह 
पंचेन्द्रिय के भोगों की लोलुपता के कारण जब-जब जिस-जिस इदारीर में 
होता है तब-तब ऐसे हो कर्मो का बंध करता है जिससे उसे दूसरी देह को 
घाररण करना पड़े । शरीर का ममत्व ही बार-बार दारोर ग्रहण करने 
का कारण है और ऐसा ठोक भी है क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है उसे 
उसी का ही संगम प्राप्त होता है। मिथ्यादृष्टि के अ्नादि-अनंत संसार 
फी परिपाटी चलते रहने का यही बीज है । 

“ जो सम्पग्दूष्टि, सम्पस्ज्ञानी और सम्यक्चारित्रवान्‌ श्र॑तरात्मा होते हैं 
वे क्रपने स्वरूप को निरंतर पांचों ही तरह के शरीरों से भिन्‍न तथा कर्मों 
के उदय से अपने अंदर होने वाले विकारों से भी जुदा समभते हैं, जिससे 
उनके दिल में सदा ही ऐसी भावना होतो है कि "में केवल एक श्केला 


( १२६ ) 


यह चंतन्य हूं जिसमें किसी भी भ्रन्‍्य झात्मा की, पुद्ूगल, धर्म, झ्रधसं, 
झ्राकाश और काल आदि द्रव्यों को तथा उनके किसी भी विशेष गुण को 
सत्ता नहीं है। मेरी झात्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव को भश्रपेक्षा 
गुप्तस्वरूप हो है। इस मेरे चेतन्य-स्वरूप में मुझसे मिन्‍न अन्य सम्पुरण 
पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। श्रतीन्द्रिय श्रानंद एवं वह श्रद्‌- 
भुत ज्ञांति भी मेरी श्रात्मा में स्वाभाविक रीति से वास फरता है जो 
सांसारिक सुख से विलक्षण शौर परम निराकुल है। इस तरह स्वस्वरूप में 
अ्पनेपने को भावता वीतराग भाव को बढ़ातो है श्रौर रागादिक भावों को 
नष्ट करती है जिससे पूर्वंबद्ध कर्म निर्जरते हैं श्रौर नवीन कर्मों का श्राख्तव 
या तो होता ही नहीं श्रथवा ग्रति अल्प होता है । स्वरूप के सतत श्रभ्यास 
व ध्यान का अश्रंतिम फल यह होता है कि यह आत्मा मुक्त हो जाता है। 
देह से बेराग्य होने के कारण इसका देह से सम्बन्ध छट जाता है क्योंकि 
यह नियम हो है कि जो जिससे उदास हो जाता है वह एक दिन उसको 
संगति से बिल्कुल श्रलग हो जाता है । तात्पयं यह है कि संसार के दुःखों 
से बचने व सुख शांति का लाभ करने के लिये हमें निरंतर शुद्ध निइचय- 
नय के द्वारा अपनी श्रात्मा की शुद्धता को भावना करनो चाहिये । 


आगे की उत्थानिका-शिष्य प्रइन करता है कि जिस प्रात्मज्ञान 
व झात्म-भाजना से यह जीव दुःखों से छट जाता है उस आ्रात्मज्ञान के लिये 
किसी गुरु को तो श्रावश्यकता होनी ही चाहिए, बिना गुरु के श्रात्मज्ञान 
कौन बतावे ? इसका समाधान आ्राचार्य करते हैं-- 


श्लोक--नयत्यात्मानमात्म॑व जन्मनिर्वाणमेव च । 
ग्ररात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमार्थतः ॥॥७५॥। 


अन्वयाथथं--.( श्रात्मा एव) देह श्रादि पर-पदार्थों में प्रपनेपने को 
भावना की हढ़ भिथ्याबुद्धि के बश से पश्रात्मा हो (श्रात्मानम्‌) भ्रपने भ्रापको 
(जन्म) संसार में (नयति) ले जाता है श्रर्थात्‌ जन्म-जन्मांतर में भ्रमण 
कराता है (च) तथा वही झात्मा अपनों श्रात्मा में ही श्रपनेपने को बुद्धि 
को सहिसा के वश से झपने को (निर्वाणं एब) निर्वारा में ले जाता है 


( १३० ) 


प्र्थात्‌ कर्मों से छुड़ा लेता है (तस्मात्‌) श्रतः (परमाथ्थतः) निशचय से 
(भ्रात्मन:) श्रात्मा का (गुरु:) गुरु श्र्थात्‌ हितकारो शिक्षक वा प्रवत्तंक 
(आत्मा) झ्रात्मा हो है (श्रन्यः न प्रस्ति) दूसरा कोई नहीं (व्यवहार से 
कोई श्रन्य जोब निमित्तमात्र हो तो हो ।) 


भावार्थं-...यहां शिष्य को अपनी श्रात्मोन्तति के लिए भ्रपने ही ऊपर 
भरोसा रखने को दृढ़ता कराने के हेतु से श्राचायं कहते हैं कि इस श्रात्मा 
का बुरा वा भला इसके अ्रपने ही हाथ में है, इसरा तो केवल निमित्तमात्र 
है क्योंकि यदि कोई हमें कुमार्ग पर चलने की शिक्षा दे परन्तु हम उसे 
ग्रहण न करे तो हमारा बुरा न होगा पर जब उस बुरी बात को मानकर 
हम उस पर चलेंगे तभी हमारा बुरा होगा। इसो तरह यदि कोई गुरु हमें 
बार-बार सुशिक्षा तो दे परन्तु हम उस शिक्षा को ग्रहरा करके उस पर 
न चल तो हमारा कुछ भी भला न होगा पर यदि हम उसका ग्रहरण कर 
उस पर चलेंगे तो हमारा भला होगा । श्रतः निश्चय से यहो ठोक है कि 
हमारा बुरा वा भला हमारे अपने ही श्राधीन है। हम यदि अपनी प्रात्मा 
को शरीररूप व रागी, हेषी, सोही श्रादि नाना पौद्गलिक श्रवस्थारूप 
मानेंगे तथा इंद्रियों के विषयो मे श्रासक्त होंगे तो तीत्र कर्म बांधकर संसार 
में अमेंगे ओर यदि अपने स्वरूप को समभकर अ्रपनी आ्रात्मा को श्रन्य 
प्रनात्मरूप सर्व परद्रव्यों से भिन्‍न और अपने शुद्ध ज्ञाता-हष्टा, श्रानंदमय 
स्वभाव का धारी व सिद्धसम माने तथा श्रनुमव करेंगे तो बीतरागभाव 
के प्रभाव से श्रवश्य ही कर्मों की निर्जरा तथा संवर करेंगे जो कि मोक्ष 
का हेतु है। उसी शुद्ध श्रात्मशावना के बल से हम स्वयं को कर्मों से 
बिल्कुल छुड़ाकर मुक्त कर लेंगे। इस हेतु से निश्चय से यहो बात ठोक है 
कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है, श्रन्य कोई नहीं। अ्तएब हमें श्रात्म- 
भरोसा रखकर झ्राचरण करना चाहिये जिससे हम इसलोक ब परलोक 
में सुख के पात्र हों। 


- आगे की उत्थानिका-आगे कहते है कि जो देह में हो श्रात्मपने 
को बुद्धि रखता है वह मरण निकट झ्ाने पर क्या विचार करता है- 


( १३१ ) 


श्लोक-बढ़ात्मबुद्धिदेहादावुत्पश्यन्नाशमात्मनः । 
सित्राविभिवियोगं च विभेति मरणादभशम्‌ ।।७६।। 


अन्वयार्थ---(देहादौ) शरीर श्रादि पदार्थों में (दृढ़ात्मबुद्धिः) बृढ़ता 
से भ्रात्मपने को बद्धि रखने वाला बहिरात्मा मृत्यु में (प्रात्मतः नाशम्‌) 
झपना नाश (च) झौर (मित्रादिभिः वियोगं) मित्रादिकों से वियोग 
(उत्पश्यन्‌ू) देखता हुआ (मररणात्‌) सररा से (भृशम) श्रतिशय करके 
(विभेति) डरता है । 


भसावार्थ--'शरीरादि व रागद्वेषादि भावों में श्रात्मा है! ऐसा 
समभने वाला करोंकि भिन्न श्रात्मा की प्रतोति नहीं रखता है इसो से 
उसके संसार व पंचेन्द्रिय के विषयों में तीव्र राग होता है। वह उन सब 
पदार्थों से प्रेम करता है जो शरीर व इन्द्रियों को रोचक मालम होते हैं । 
बतंमान जोवन उसे बहुत ही प्यारा लगता है ञ्रतः वह सदा ही जोबित 
रहना चाहता है और मरने से डरता रहता है कि कहीं मररण हो जायेगा 
तो ये धन, सम्पदा, स्त्री, पुत्र और मित्रादि छूट जायेंगे। बहिरात्मा मरने 
के भय से सदा श्राकुलित रहता है श्लौर इस लोभ से कि मेरा मरण न 
हो, नाना प्रकार के श्रयोग्य उपाय भी करने लगता है। उसके चित्त में 
कायरभाव रहता है, वोरता नहीं रहती । जेसे कोई कायर योद्धा युद्ध में 
जाते हुये शत्रु से भय करता है वंसे ही श्रज्ञानी बहिरात्मा जीव मररण से 
भय किया करता है। तात्पयं यह है कि ज्ञानी को मरने से नहों डरना 
चाहिये क्योंकि मरराण से केवल शरीर का ही तो परिवतंन होता है, ग्रात्मा 
तो झ्विनाशी होने के काररणण सदा बना ही रहता है। 


आगे की उत्थानिका--जिसका अपनी श्रात्मा के स्वरूप में हो 
श्रपनापना है ऐसा ग्रंतरात्मा सरण के निकट आने पर क्‍या मानता है, 
इस बात को झ्राचाये कहते है--- 
श्लोक-आत्मन्येवात्मधी रन्‍्यां शरीरगतिमात्मनः । 
मन्यते निर्भयं त्यवत्वा वस्त्र वस्त्रांतरग्रहम्‌ ॥७७।। 


( १३२ ) 


अन्वयार्थ-(झ्रात्मनि एव) झ्ात्मा के सच्छे स्वरूप सें हो (प्रात्मभीः:) 
झात्मपने को बद्धि रखने वाला झ्ंतरात्मा (निर्भयं) निर्भय रूप से (शरोर- 
गति) शरीर की प्रवस्था को श्रर्थात्‌ मरण को व बाल, युवा, बुद्धादि 
झ्रवस्थाओं को (झ्रात्मनः प्रन्यां) पश्लात्मा से मिन्‍न झऔर (वस्थत्नं त्यक्त्वा) 
एक वस्त्र को छोड़कर (वस्त्रान्तरग्रहम) प्रन्य दूसरे वस्त्र को ग्रहण करने 
के समान (मन्यते) मानता है। 


भावाथं--प्रंतरात्मा को प्रपनो श्रात्सा के भ्रविनाशोपने पर पूर्श 
विश्वास होता है प्रोर शरोर को वह आत्मा के रहने को एक फोंपड़ी मात्र 
मानता है। वह क्‍योंकि शरोर के बिगाड़ वा मररण को केवल शोंपड़ी 
का बिगांड़ वा नष्ट होना समानता है इससे उसे मररणा को बेसे ही कोई 
शंका व भय नहीं होता जंसे एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र पहनने 
में किसी व्यक्ति को न तो किसी प्रकार का भय होता है और न शंका । 
झौर जिस बस्तु को वह श्रपनो मानता है, उसका न तो नाश है और न 
बिगाड़ ही है। 'शरीर की उत्पत्ति और बिनाज्ष में श्रात्मा का जन्म और 
नाश नहों होता” इस बात का प्रंतरात्मा को पूर्ण निश्चय होता है। उसे 
पुरगल के कैसे भी परिणशमसन से किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होता। 
वह बस्तु-स्वरूप का विचार कर निश्चित रहता है श्रोर भ्रपनी शांति में 
कोई विध्त नहों लाता । 

आगे की उत्थानिका--पश्रब ब्राचार्य कहते हैं कि इस तस्त्वज्ञान को 
बात को वही जानता है जिसका व्यवहार-कार्यों में श्रनादर है पर जो 
व्यवहार में ग्रादरवान्‌ है वह इस निशचयस्वरूप को नहीं समभता- 


श्लोक--व्यवहार सूघुप्तो यः स जागर्त्यत्मगोचरे । 
जागतिव्यवहा रे5स्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगो चरे ।७५॥। 
अन्वयाथं-- (य:) जो कोई (व्यवहारे) व्यवहार में भ्र्थात्‌ लेने-धरने 
ग्रादि के विकल्पों में, शरोरादि जड़ वस्तुओं व उसको पर्यायों में एवं 
व्यापार-वरिज झ्ादि में (सुबुप्त:) सोया हुथ्ा है श्रर्थात उनमें अंतरंग से 


( १३३ ) 


रागी नहीं है किन्तु विरागो है (सः) वह (प्रात्मगोचरे) श्रात्मा के स्वरूप 
में (जागति) जाग रहा है श्रथवा उसी के अनुभव में रुचिवान्‌ है (च) तथा 
(प्रस्मिन्‌ व्यवहारे) इस जगत्‌ के व्यवहार में जो (जाति) जाग रहा है 
प्रर्थात्‌ भली प्रकार सावधान व तम्मय है वह (झ्रात्मगोचरे) आत्मा के 
अनुभव में (सुधुप्त:) सोया हुआ है, गाफिल है । 


भावार्थ-यहाँ पर श्राचायं कहते हैं कि जो श्रपनी श्रात्मा के स्वरूप 
में सावधान है श्रर्थात्‌ जिसे श्रपनी शुद्ध ग्रात्मा का श्रद्धान तथा श्रनुभव है 
उसका नियम से झ्पने श्रात्मस्वरूप के सिवाय अन्य शरोरादि परद्रय्यों में 
व उनके लिए होने वाले भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के व्यवहार में श्रनादर, 
श्रप्नीति व श्रनासकत भाव होता हें श्रौर हसी कारण वह जब स्वात्मानु- 
भव करना चाहता हूँ तब बड़ी सुगमता से श्रपना उपयोग अपने चेतन्य- 
स्वरूप में जोड़ देता है श्रोर जब वह स्वानुभव नहों भी करता हे तब भो 
श्रात्मरचिवान्‌ रहकर शरोर और वचन से भ्रावव्यक व्यवहार को करता 
हुआ, सन से उसमें श्रासक्त नहीं होता। इसी से यह बात कही गई है कि 
जो व्यवहार में सोया हुआ है वह श्रात्मा के स्वरूप में जागता हैँ तथा 
जिसका मन व्यवहार में जाग रहा हूं प्रर्थात्‌ रत्रो, पुत्र, सित्र व शरोरादि 
को चिन्ताप्नों में उलभा हुश्रा हे श्रौर उन्‍्हों के भोतर जो श्रासक्त है, वह 
नियम से श्रात्मरुचि से खालो है श्रतः वह श्रात्मा की अपेक्षा सोया हुश्रा 
है ओर शप्रात्मस्वरूप के भ्रद्धान, ज्ञान व श्नुभव में भ्रत्यंत गाफिल है । 


आ।गे की उत्थानिका--आ्रागे कहते हैं कि जो अ्रपनी श्रात्मा के 
स्वभाव में जागता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है- 


श्लोक--आत्मानमन्तरे दृष्द्वा दृष्द्वा देहादिक बहिः । 
तयो रन्तरविज्ञानादश्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥७दे। 
अन्वयार्थ-(श्रात्मानम्‌) भ्रपनो श्रात्मा के श्रसलो स्वरूप को (प्रंतरे) 


प्रपने मोतर (दृष्ट्वा) देखकर तथा (देहादिक ) शरीर भ्रादि पर-वस्तुश्ों 
को (बहिः) प्रपनी झ्रात्मा से बाहर (इृष्ट्वा) देखकर (तयो:) इन दोनों 


( १३४ ) 


के (धन्तर विज्ञानात) भेद-विज्ञान होने से तथा (अ्रभ्यासात्‌) उस भेद- 
विज्ञान का बार-बार भ्रम्यास करने से जोब (भ्रच्युतो) मुक्त (भवेत्‌) हो 
जाता है। 


भावाथं--यहां पर श्राचार्य महाराज ने मुक्ति का उपाय बताया है। 
यह बात सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए कि मुक्ति का साधन इस जाति 
का है कि उसे करने से तत्क्षणा, उसी समय सुख व शांति का लाभ होता 
है. प्रनेक कर्मों को निर्जरा हो जाती है तथा बहुत सो कमं-प्रकृतियों के 
झाख्रव का निरोध होता है। ऐसा सुन्दर साक्षात्‌ सिद्धि का देने वाला 
उपाय यह है कि पहले हम षट द्रब्यों के स्वरूप को अ्ररछी तरह पहिचाने 
भ्र्थात्‌ जीव, पुदूगल, धर्म, भ्रधमं, झ्ाकाश व काल को प्रलग-श्रलग जानें 
शोर शुद्ध दृव्याथिकनय से इनके स्वरूप का सनन करें। ऐसा करने पर 
ही हमें इनका भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव सालूस होगा श्लौर किसो झौर को कुछ 
का कुछ ससभने का भ्रस सिटेगा । उसो समय हम व्यवहार में कही जाने 
वाली इन बातों का मतलब समभंगे कि 'हम क्षत्रिय हैं, पंचेन्द्रिय हैं, रोगी 
हैं, बलवान्‌ हैं, सेठ हैं, रागी हैं, भयवान्‌ हैं, क्रोधी हैं, शोकाकुल हैं, दुःखी 
हैं व सुखी है! तथा तभी हमारो समभ में श्रायेगा कि हमारा यह सब कहना 
व्यवहार है क्योंकि श्रात्मा का स्वभाव इन नामों से कहे जाने योग्य नहीं 
है। प्रात्मा तो शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावमयोी है श्रौर क्रोधादि विकारों ब शरौर, 
इंद्रिय श्रादि पौदूगलिक सम्बन्धों से बिल्कुल रहित है। उसके साथ जो 
कर्मो का सम्बन्ध है उसके कारण शरोर ब इंद्रिय ग्रादि और क्रोध, मान, 
माया, लोभ, भय, शोक ग्रादि कषायों के विकारों का भलकाव उसमें होता 
है पर ये सब अ्रवस्थायें पुदूगल को हैं, श्रात्मा की नहों । 


इस प्रकार जब शआ्रात्मा की सत्ता भ्रन्य सर्व प्रात्माओ्रों व द्रथ्यों से 
निरालो मालूम हो जातो है व उसका स्वभाव शुद्धशानानंदमय ऋलक 
जाता है तब जीच को प्रात्मा और भ्रनात्मा का भेदविज्ञान हो जाता है। 
इस भेदविज्ञान के एक बार होने मात्र से कार्य को सिद्धि नहीं होती किन्तु 
उसो की बार-बार भावना करनी चांहिए श्रर्थात्‌ चिरकाल तक भ्रपनों 


( १३५ ) 


झ्ात्मा के स्वरूप को भिन्‍नता का विचार करना चाहिए। ध्यान व श्रनु- 
भव आदि के द्वारा आत्मा को निरंतर'भिन्‍त विचारना चाहिए। इस 
तरह विचारते-बिचारते वीवरागता बढ़ती जातो है श्रौर जंसे-ज॑से बीत- 
रागता बढ़ती है बंसे-वंसे जोव उसका श्रधिक-अ्रधिक श्रभ्यास करता है 
तथा इसो शअभ्यात्त के लिए हो वह श्रावक व मुनिव्बत का श्राचरण करता 
है, जिससे मन की निराकुलता बढ़े श्रोर यह मन स्वरूप भ श्रधिकाधिक 
रम सके । इस तरह निरंतर शभ्रभ्यास के बल से वह चार घातिया कमों 
को नाशकर केवलज्ञानी हो जाता है श्रौर परमपद को प्राप्ति कर मुक्त 
हो जाता है । मुक्ति होने का यह प्रकार है। 


आगे की उत्थानिका-जिसे देह भ्रोर भ्रात्मा का भेद-ज्ञान हो गया 
है वह योगाभ्यास के आ्रारम्भ में जगत को कसा देखता हे तथा जब योगा- 
भ्यास में निपुरा हो जाता है तब उसे जगत कसा दीखता है, वही बताते 


श्लोक--पूर्व दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवतज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्काष्ठपाषाणरूपवत्‌ ॥८०॥। 


अन्वयार्थ-(दृष्टात्मतत्त्वस्प) जिसने श्रात्मतत््व का निवचय कर 
लिया है ऐसे तत्त्वज्ञानी को (पृव॑) पहले श्रर्थात्‌ योगाभ्यास शुरू करने के 
समय (जगत्‌) यह जगत्‌ ग्रर्थात्‌ जगत के प्राणी (उन्तवत्‌) नाना प्रकार 
के बाहरी विकल्पों से भरपुर पागल व्यक्ति की तरह (विभाति) प्रति- 
भासित होते है श्रोर (प३चात्‌) पीछे, योगाभ्यास में निपुरणा हो जाने पर 
(स्वभ्यस्तात्मधियः) भ्रात्मा के स्वरूप को भली प्रकार भावना कर लेने 
वाले को यह जगत (काष्ठपापारारूपवत्‌) काष्ठ वा पत्थर के स्वभाव के 
समान मालूम होता है । 


भावार्श-..जो पहला तत्त्वज्ञानो है उसे क्‍योंकि अपने स्वरूप का 
भ्रत्यन्त निवचल अनुभव नहीं है इससे उसका ध्यान जब जगत पर जाता 
है तो यह जगत उसे ग्रात्मज्ञानशून्य, प्रशुभ व शुभक्रिया से परिपूर्ण एवं 


( १३६ ) 


बुरा मातूभ होता है पर पीछे जब उसे आत्मस्वरूप का निशचलता से 
श्रनुभव हो जाता है तब जगत सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं रहती । तब 
वह जगत के प्रारियों की परवाह नहीं करता -श्रौर परम उदासीनभाव- 
रूप परिसरममन करता हुआ जगत को काप्ठ, पाषाराण के सप्तान श्रपने-अ्रपने 
स्वरूप के श्राधीन देखता है । 


यहाँ पर झ्राचाय श्री ने सरागता व वीतशागता का कुछ चित्र सा 
खोंचा है क्रोर यह बताया है कि जो झ्रात्मा और श्रनात्मा का भेद समझ 
करके श्रद्धायुक्त हो गया है, वह आत्मा के प्रनुभव का अभ्यास शुरू करता 
है। जब तक चिरकाल श्रभ्यास नहीं होता तब तक सरागभाव रहता है 
झ्रौर उस सरागभाव से वह भ्रपने चारों तरफ जब जगत्‌ के प्राणियों को 
देखता है तो अपने से उनका मिलान करते हुए स्वयं को तो समभदार 
झौर उन्हें नासमझ उन्मत्त के समान समभता है। बह देखता है कि थे 
जगत के प्रारणे कंसे मूर्ख व श्रज्ानी हो रहे है कि इन्हें श्रपनी झात्मा के 
स्वरूप को बिल्कुल खबर नहीं है। उपदेश सुनने पर भी ये कुछ नहीं सम- 
भते श्रोर अशुम भावों में तथा कुछ शुभ भावों मे लोन हो रहे है। ये 
रात-दिन श्रागामी पाप-पुण्य कमा रहे है और पूर्व कमाई का सुख दुःख 
भोग रहे है ।। जगत का प्रेम उसके दिल में जगता है, जिससे जगत के 
हित की चिता करता हुआ बह अनेक विकल्पों में फंस जाता है । 


जब तत्त्वज्ञानी को श्रात्मानुभव का बहुत काल तक श्रभ्पयास हो जाता 
है तब उसके भावों में बीतरागता बढ़ जातो है श्रोर उदासीनता छा जातो 
है जिससे वह बाहुरी जगत से उदास हो जाता है तथा वस्तुस्वरूप के मनन 
की कला में श्रति चतुराई पा लेता है। तब वह जगत के प्रारियों से 
किसी प्रकार का कोई राग हेष नहीं करता झौर भ्रपने श्रापको शपने व 
उनको उनके स्वरूप में देखता है। जेसे काठ वा पाषारा का टुकड़ा जड़- 
स्वरूप उदासोन मालूम होता है उसी तरह सम्पूर्ण चेतन व भ्रचेतन 
पदार्थ उसे उदासीन मालूम होते हैं। वह उन पर रागह्ेष नहीं करता 
और वस्तुस्वरूप को विचारते-विचारते जब समता को प्राप्त हो जाता है 


( १३७ ) 


तब साम्पभाव एवं शांति का ही हृश्य उसे हर जगह मालूम होता है । 
यहो स्वानुभव की महिमा है । 


आगे को उत्थानिका-यहां शिष्प शंका करता है कि झापने श्रात्मा 
के भली प्रकार श्रभ्यास की जो बात कही सो व्यर्थ मालूम होती है क्योंकि 
शरीर से आत्मा का स्वरूप भिन्‍न है! ऐसा चेतन्य-स्वरूप के ज्ञानियों 
द्वारा सुने जाने से श्रथवा दूसरों को भिन्‍न श्रात्मा के स्वरूप का व्याख्यान 
करने से ही मुक्ति हो जायेगी, श्रम्यास करने की कोई श्रावश्यकता नहों 
है ? श्रव इस शंका का झाचायं समाधान करते हैं- 


श्लोक--श्रण्वन्नप्यन्यतः काम॑ वदन्नपि कलेबरात्‌ । 
नात्मानं भावयेद्भिन्न यावत्तावन्न मोक्षभाक्‌ ॥८१॥। 


अन्वयाथर्थ-(श्रन्पतः:) गुरु श्रादि के द्वारा (काम) श्रतिशय करके, भिन्‍न 
प्रात्मा का स्वरूप (श्यृण्वन्नपि) सुनने पर भी तथा (कलेबरात्‌) मुंह से 
उसे (वदन्तपि) कहने पर भी (यावत्‌) जब तक (आ्रात्मानम्‌) श्रात्मा को 
(भिन्न) सर्व पर श्रनात्माओं से भिन्‍न (न भावयेत्‌) नहीं भाया जाता 
(ताबत्‌) तब तक जीव (मोक्षभाक्‌ न) मोक्ष का पात्र नहीं हो सकता । 


भावार्थ--प्राचायं शिष्य को कहते हैं कि मोक्ष को सिद्धि के लिये 
चारित्र की भ्रतिशय श्रावश्यकता है। बिना भ्रात्मानुभव के भ्रश्यास के 
बोतरागता को बृद्धि नहीं हो सकतो श्रोर बिना वीतरागता के कर्मो का 
नाश नहीं हो सकता। जैसे यदि कोई किसी बात को मात्र जाने व भ्रद्धान 
करे परन्तु उसका श्रर्पास न करे तो उसके उस कार्य की सिद्धि नहीं होती 
बसे ही यदि कोई श्रात्मा-प्नात्मा के भेदज्ञान की कथनी तो खूब सुने व 
दूसरों को भी खुब कहे पर आ्रात्मा के स्वरूप का विकल्प हो करता रहे 
झोर निश्चिन्त होकर उसका अनुभव न करे श्रर्थात्‌ कहना सुनना छोड़कर 
झपना उपयोग झात्मा के स्वरूप में न लगावे तो उसे कभी स्वात्मानुभव 
ने होगा झौर स्वात्मानुभव के बिना कभी भी वोतरागभाव न होगा। 
झतः शिष्प को उचित है कि सदा हो झात्मा का चित्तवन, मनन व अनु- 


( १३८ ) 


भव करने का अभ्यास करे, केवल उसका स्वरूप जानकर हो संतुष्ट न 
हो जाबे । तत्त्वज्ञानो को पहले तो श्रावक ओर फिर मुनि के ब्रतों के 
हारा उस समय तक श्रात्मानुभव का श्रभ्यास करते जाना चाहिये जब 
तक केवलज्ञान न हो जावे । ज॑से अ्रशुद्ध सुबर्ण को श्रग्नि में उस समय 
तक तपाते रहते हैं जब तक उससे मल बिल्कुल पृथक्‌ न होकर वह शुद्ध 
सुबर्ण नहों हो जाता वंसे ही श्रशुद्ध ग्रात्मा को श्रात्मानुभव रूपी ध्यान 
में उस समय तक बराबर तपाना चाहिए जब तक कि वह कर्मों से बिल्कुल 
छुटकर शुद्ध न हो जावे । 

आगे की उत्थानिका-द्रात्म-भावना का प्रभ्यास करने में जो प्रवर्ते 
उसे क्या करना चाहिए, यह बताते हैं- 


श्लोक-तथैव भावयहे हाद व्यावत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान दहे स्वप्नेडवि योजयेत्‌ ॥८२॥। 


अन्वयार्थ--(देहात्‌) इस शरीर से (आ्रात्मानं) भ्रपने स्वरूप को 
(व्याव॒त्य) श्रलग करके (आत्मनि) अ्रपनी श्रात्मा के भीतर (तथंव) उस 
तरह (भावयेत्‌) भावे श्रर्थात्‌ 'यह श्रात्मा पुदूगलादि सर्व जड़ पदार्थों से 
व रागादि श्रवस्थाओ्रो से भिन्‍न है' ऐसी हृढ़तर भावना करे (यथा पुनः) 
जिससे फिर कभी (स्वप्नेषपि) स्वप्न को श्रवस्था से भी (देहे) शरोर के 
स्वरूप में (आ्रात्मानं) आत्मा को (न योजयेतृ) न जोड़ श्रर्थात्‌ स्वप्न में 
भी कभी देह को श्रात्मा न माने । 

भावाथं-यहाँ श्राचायं कहते है कि जैसे पुनः पुनः रटने से कोई पाठ 
कंठस्थ होकर ऐसा जम जाता है कि फिर कभी भूलता नहीं श्रथवा जंसे 
किसी बालक को किसी नाम से बार-बार पुकारने से वह नाम उस बालक 
के लिए तुरन्त याद श्रा जाता है बंसे हो एक बार भ्रात्मा का (भिन्न स्थरूप 
जानने के बाद उसको बारम्बार भावना करने से हो उसमें मजबूती श्राती 
है । चिरकाल श्रभ्यास में बड़ी भारी शरक्षित हे । श्रनादिकाल से जब हम 
श्रात्मा के शुद्ध ज्ञातादुष्टा स्वरूप को नहीं जानते श्रौर उसे रागी, हषी, 
क्लोधी, मानी, स्त्री, पुरुष, नपुसक व बालक झादि अ्रवस्था रूप हो सान 


( १३६ ) 


रहे हैं तब सात्र एक बार उसके वास्तविक स्वरूप का निश्चय हो जाने 
पर हमारी धारणा पक्‍की कंसे हो सकतो है प्रर्थात्‌ नहीं हो सकतो 
इसीलिए एक बार उसका निश्चय कर लेने के बाद भो हमें पुनः-पुनः उसे 
जिचारना चाहिये जिससे वह ब॒द्धि में ऐसा जम जावे कि यदि स्वप्न में 
भी कभी झात्मा का स्वरूप याद झावे तो वह बसा ही याद झावे जेसा 
कि वह है । 

चेतन्य-स्वरूप के चिरकालोन प्रभ्यास से ही क्षायिक सम्यग्दर्शन 
होता है श्रोर तब फिर ऐसा श्रद्धान हो जाता है जो कभी भी नष्ट नहीं 
होता । दुढ़तर श्रद्धान हो जाने पर भी प्रात्मा में निशचल स्थिति प्राप्त 
करने के लिए प्रर्थात्‌ यथारुयात चारित्र के लिए हमें चेतना के सच्चे 
स्वरूप की भावना करनो चाहिए। जेसे वृक्ष को बार-बार रगड़ खाने से 
झग्नि पेदा हो जातो है वेसे हो श्रात्मा की बार-बार भावना करने से 
श्रात्मा का परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भेद- 
ज्ञानी पुरुष को प्रमाद छोड़कर निज चेतन्यस्वरूप की निरंतर भावना 
करनी चाहिए । 


आगे की उत्थानिका--श्रागे श्रात्ायं कहते हैं कि परम उदासोन 
झवस्था में जंसे स्व-पर के विचार का विकल्प छोड़ना उचित है बसे हो 
ब्तों के पाल़ने का विकल्प भी छोड़ना उचित है- 


श्लोक-अपण्यमद्मतेः पृण्य॑ द्तेमक्षिस्तयोव्यंयः । 
अद्यतानीब मोक्षार्थी द्रतान्यपि ततस्त्यजत्‌ ॥८३॥।। 


अन्वयार्थ---( श्रत्॒तेः) हिसादि पांच झत्रतों के द्वारा (अ्रपुण्यम्‌) पाप- 
बंध तथा (बर्त:) अ्रहिसांदि पांच ग्तों के विकल्प में परिसरममन करने से 
(पुण्य) पुण्य बंध होता है झोर (तयो:) इन पाप व पुण्य दोनों कमों के 
(व्ययः) नष्ट हो जाने से (मोक्ष:) मोक्ष होता है। पाप-बंध लोहे को श्रौर 
पुण्य-बंध सुबरणं को बेड़ी है तथा सुक्ति इन दोनों ही बेड़ियों के कटने से 
होती है (ततः) इसीलिए (मोक्षार्थो) जो संसार से मुक्ति च्राहता है वह 


( १४० ) 


(प्रश्नतानोव) श्रव्गतों के समान भश्रर्थात्‌ ज॑से भ्रत्नतों को छोड़े बसे (श्रता- 
न्‍्यपि) ब्रतों को भी (त्यजेत्‌) छोड़ देवे । 


भावा्थ--इस जगत में श्रात्मा का कर्मों के साथ बंध का कारख 
कषायभाव है फिर चाहे वे कषाय भाव तोत़ हों चाहे मन्द । तोत् कषाय 
में यह प्राणी अपने श्रशुभ संक्लेश रूप परिणामों से हिसा, भूठ, चोरी, 
कुशील व परिग्रह आदि श्रव्षतों में प्रबुत्ति करता है जिससे पाप बांधकर 
उसके फल के रूप में भ्रनेक श्रसाताकारी सम्बन्धों को प्राप्त हो जाता 
है। मंद कषाय में जीव अपने विशुद्ध परिरामों से श्रावक श्रवस्था में 
हिसादि पापों का एकदेश त्याग करके पांच श्रणुब्रतों का पालन करता है 
श्रर्थात्‌ जीव-दया पालता है, सत्य बोलता है, चोरी न करके न्याय से पंसा 
कमाता है, श्रपनी स्त्री में संतोष रखके पर-स्त्रो व वेश्यादि के प्रसंग से 
बचता है श्रौर परिग्रह में श्रधिक ममत्व न करके उसका परिमाण करता 
है भ्रौर फिर हिसादि पापों का संदेश त्यागकर सुनि अवस्था को धाररत 
कर पांच महाव्रतों का पालन करता है और पुण्य कर्मों को बांधता है। 


ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनोय, श्रन्तराय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रौर 
बेदनीय-ये कर्मों को श्राठ मूल प्रकृतियाँ हैं। इनमें से प्रारम्भ की चार 
घातिया श्रौर बाद की चार अ्रघातिया कहलाती हैं। प्रात्मा के स्वरूप का 
जो घात करें उन्हें घातिया श्रौर जो घात न करें उन्हें भ्रघातिया कहते 
हैं । घातिया कर्म प्रकृतियाँ सर्वक्ष पाप रूप ही होतों हे और भ्रघातिया 
के पुण्य व पाप रूप दो भेद होते हैं। तीन्न व मंद दोनों हो प्रकार के कषाय 
भावों में घातिया व श्रघातिया दोनों प्रकार के कर्मों का बंध होता है, भ्रंतर 
इतना ही है कि तीत्र कषाय में घातिया कर्मों का बंध तौब् भ्रनुभाग (फल- 
दान-शक्ति) सहित श्रौर श्रघातिया कर्मो की सात्र पाप प्रकृतियों का हो 
बंध होता है एवं मन्द कषाय सें घातिया कर्मो का बंध मंद श्रनुभाग सहित 
झोर श्रघातिया कर्मो को पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। यह बंध इस 
प्राणी के संसार भ्रमण का हो कारण है झौर मोक्ष श्रवस्था इन दोनों ही 
प्रकार के बंधों के छूट जाने से होती है। सर्व भावकर्म, द्रव्यकर्म व नो- 


( १४१ ) 


कर्मों का नष्ट हो जाना ही तो मोक्ष है। पश्रतः भ्राचायं शिक्षा करते हैं कि 
हे भाई ! यदि त्‌ मोक्ष का श्र्थो है तो त्‌ श्रश्नतों के समान त्रतों के विकल्प 
को भी छोड़ प्रर्थात्‌ श्रशुभ व शुभ सब भावों से हटकर शुद्धोपयोग का 
ग्रभ्यास कर क्योंकि इसी वोतराग भाव के प्रताप से प्रात्मा पूर्यबद्ध कर्मों 
की निजंरा तथा नवीन कर्मों का संवर करता है श्र इस प्रयोग से एक 
दिन कर्मो की कांचली छोड़कर मुक्त हो जाता है। तात्पय यह है कि 
झंतरात्मा को जिस तरह भी बने उसी तरह शुद्धोपयोग की भावना 
करनी चाहिए । 

आगे की उत्थानिका---'इन विकल्पों के त्याग का क्‍या क्रम है' 
ऐसा शिष्य के द्वारा पूछे जाने पर झ्राचाय॑ कहते हैं- 


श्लोक--अग्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । 
त्यज त्तान्यपि सम्प्राप्प परमपदमात्मनः ।।८४।॥। 


अन्वयार्थ-/प्रत्नतानि) पहले हिसादि पांच पायों को (परित्यज्य) 
छोड़कर (ब्रतेषु) क्तों में (परिनिष्ठित:) तल्‍लीन होवे झौर फिर (श्रात्मन:) 
ध्रात्मा के (परमपद॑ं) उत्कृष्ट वीतरागता लक्षणमयी पद को (सम्प्राप्य) 
प्राप्त करके (तानि भ्रषि) उन ब्रतों को भी (त्यजेत्‌) छोड़ देवे । 


भावार्थ-यहां पर श्राचार्य देव ने निविकल्प समाधि को प्राप्त करने 
का क्रम बताया है। प्राणी को चाहिए कि वह पहले हिसा, श्रसत्य, चोरो, 
कुशील और परिपग्रह रूपी पापों को छोड़कर अशुभोपयोग से बचे तथा 
शुभोपयोग में चलने के लिए जोवदया, सत्य, श्रचोर्य, ब्रद्मचर्य तथा पश्रपरि- 
ग्रह रूप पांच त्रतों का श्रभ्यास करे परन्तु फिर भी दृष्टि तो शुद्धोपयोग 
पर ही रक्‍खे श्रौर जब शुद्धोपयोग को प्राप्ति होने लगे तब इन तज्तों के 
विकल्पों को भी छोड़ दे । वास्तव में सातवें गुणस्थान में पहुंचकर जोव 
स्वयं निविकल्प हो जाता है और श्राठवें में तो बिल्कुल हो विकल्पशुन्य 
हो जाता है। फिर जब यह क्षोराकषाय नामक बारहवे गुरास्थान में 
पहुंचता है तब एकत्ववितर्कविचार ध्यान में जमने के प्रभाव से घातिया 
कर्मों का नाश कर केवलज्ञानी हो जाता है। 


( १४२ ) 


भावार्थ यह है कि प्रात्मा का सुख्य हित स्वानुभव हा है । यह स्वा- 
नुभव चोथे गुरास्थान से प्रारम्भ हो जाता है। जब-जब अझनुभमृति दशा 
होतो है तब-तब ब्रत व प्रव्नत का कोई विकल्प नहीं होता परन्तु इस 
दशा के छुटने पर धर्मात्मा जीवों के प्रश्नतों का विकल्प न होकर ब्रतों का 
हो विकल्प होता है भ्ोर जंसे-जंसे स्वानुभव बढ़ता जाता है बेसे-बेसे ब्रतों 
का विकल्प भी सिटता जाता है। जब उपयोग स्वयं में स्थिर हो जाता 
है तब ब्रत-विकल्प बिल्कुल भी नहीं रहता पर जब तक शुद्ध भाव की 
पुरणंता न हो तब तक ब्रतों का प्राश्रय भ्रावश्यक होता है। तात्पयं यह है 
कि मोक्ष के इच्छुक झात्सार्थों को पाप व पुण्य दोनों को त्यागने योग्य सम- 
भना चाहिए और शुद्धोपयोग में चित्त को लगाना चाहिए । 


आगे की उत्थानिका--जिष्य कहता है कि अब्रवृत व वतों के 
विकल्पों को छोड़ने से किस तरह परमपद को प्राप्ति होगो ? इसका समा 
धान प्राचार्य करते हैं- 


श्लोक-यदन्तर्जल्पसंपक्तमुत्पेक्षाजालमात्मनः । 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शिष्टभिष्ट परं पद ।८5५॥। 


अन्वयार्थ-(प्रंतजंल्पसंपृकत) प्रंतरंग में वचनों के व्यापार सहित 
(यत्‌) जो (उत्प्रेक्षा जाल) कल्पनाश्रों,की तरंगों का जाल है सो (प्रात्मनः) 
झात्मा के (दुःखस्य) दुःखों का (मूल) मूल काररग है क्योंकि विकल्पों के 
कारण निविकल्प अवस्था न होने से हो सुख व शांति का लाभ न होकर 
झराकुलता ओर श्रशांति होती है। (तन्ताशे) उस विकल्पजाल के नष्ट हो 
जाने पर ही (दृष्ट) श्रात्मा को परम हितकारी एवं प्यारे (परं पदम) 
उत्कृष्ट पद की प्राप्ति होना (शिष्टं) कहा गया है। ह 


भावार्थ-प्राचायं कहते हैं कि जब उपयोग पश्रन्य सब विकल्प-जालों 
से रहित होकर भ्रपते उस शुद्ध ज्ञानानंदमयों स्वभाय सें स्थिर होता है 
जहाँ न कुछ सोचना है, न कुछ कहना है और न कुछ करना है, तभी यह 
झपनो झ्ात्मा के गुरों का विलास करके परम सुख-शांति का उपभोग 


( १४३ ) 


करता है। उस सत्य ही जीव में परम साम्यता ब रागद्रेषादि कषापों के 
उपशमरूप बीतराग भाव जगता है शोर उसको वह दा हो जातो है जो 
सिद्धावस्था को दर्शाती है। फिर ज॑से-जंसे यह भ्रभ्यास बढ़ता जाता है बंसे- 
बसे बाहर व भोतर के बचन-विकल्प छूटते जाते हैं श्रौर स्वरूप में थिरता 
बढ़तो जाती है श्रोर इस तरह स्वात्माधोन श्रानंद को भोगते-भोगले यह 
जीव उन्नति करता हुश्ना परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। 
कहने का तात्ययं यही है कि जिस तरह भी बने उसी तरह स्वानुभूति का 
उपाय करना चाहिए झ्ौर सर्व विकल्प जालों का त्याग करना चाहिए 
क्योंकि एक तो इनके होने से झाकुलता होती है भ्रोर दूसरे बोतरागता 
की प्राप्ति न होकर कर्मो का वह बन्ध होता है जो जीव के संसार-भ्रमरण 
का काररा है । 


आगे की उत्थानिका-प्रास्मोन्नति के श्रभिलाषो को इन विकल्पों 
का किस क़म से नाश करना चाहिए, सो कहते हैं- 


श्लोक-अग्रती ग्रतमादाय द्रती ज्ञानपरायणः । 
परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत ।।८६।। 


अन्वयार्थ-(अ्रव्नतो) हिसादि पांच श्रत्रतों के विकल्‍प में पड़ा हुप्रा 
जीब (ब्रतम्‌) अहिसादि पांच ब्रतों को (श्रादाय) ग्रहरा करके, श्रत्नतों के 
विकल्प को नष्ट कर (त्रतो) ब्रती हो जावे श्लोर फिर (ज्ञानपरायराः) 
झ्रात्म-प्रनुभव में लोन होकर, ज्ञान-भावना में परिशमन करता हुआ परम 
बीतराग शअवस्था में ब्रतों के विकल्पों का भी नाश करे और क्रमशः 
(परात्मज्ञानसम्पन्न:) सयोगो जिन को श्रवस्था में उत्कृष्ट श्रात्मज्ञान भ्र्थाव्‌ 
केवलज्ञान को प्राप्त करके (स्वयमेव) स्वयं ही श्रन्य किसी गुरु श्रादि को 
झपेक्षा के बिना (पर:) उत्कृष्ट परमात्मा सिद्ध (भवेत्‌) हो जावे। 


भावा्थे--विकल्पों की दशा में आत्मा का सच्चा हित नहीं होता 
श्रतः ्राचायं उन विकल्पों के त्याग का क्रम बताते है कि पहले प्रात्मा- 
झनात्सा के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करके यह जोव पश्रन्नतों का त्याग 


( १४४ ) 


करता है प्र्थात्‌ हिसादि पांच पापों से अपनी भावना को हटाकर भ्रहिसा, 
सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह रूप पांच ब्रतों की भावना का श्रभ्यास 
करता है। इस अभ्यास से कबायों की कालिमा धीरे-धीरे कम होती जाती 
है पर ब्रतों की भावना भी विकल्प ही है, श्रात्मा की निविकल्प श्रवस्था 
नहीं, इसी कारण ब्रतों को पालते हुए भी मोक्षार्थो नित्य बिकल्परहित 
समाधि में हो स्थिर होने का प्रयत्न किया करता है । फिर जब यह प्रमत्त 
से भ्रप्रमत्त और श्रप्रमत्त से प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता हुआ श्रेणी के भ्राठवे, 
नौबें, दसवें व ग्यारहवे गुणस्थान को प्राप्त करता है, तब श्रपने सारे 
बुद्धिपुवंक विकल्पों को दूर करके निविकल्प ध्यानलीन श्रात्मानुभवी 
हो जाता है। उस दशा में ब्रतों को पालने के विकल्प बिल्कुल नहीं रहते। 
तत्पच्चात्‌ बारह॒वे क्षीर्गमोह गुरास्थान में श्रात्मा की एकाग्रता में लवलीन 
होता हुआ यह तेरहवें गुरास्थान मे केवलज्ञानी सयोगीजिन हो जाता है। 
शोर पश्रंत में स्वयमेव ही अ्रपनी स्थिति के पूर्ण होने पर जब झायु कर्म 
खिर जाता है तब श्रात्मा सर्व प्रकार के पुद्गलों से रहित होकर सिद्ध 
परमात्मा हो जाता है। जिस सिद्ध भ्रबस्था का यह भ्रविरत सम्यग्दृष्टि 
रूप चौथे गुरास्थान की श्रवस्था में श्रद्धान कर चुका था, उसे ही धीरे- 
धीरे श्रपनी दृढ़ श्रात्मभावना के प्रताप से प्राप्त कर लेता है। तात्पयं यह्‌ 
है कि ब्रतों को पालते हुए भी ज्ञानी उन ब्रतों में उपादेय बुद्धि नहीं रखता 
किन्तु धविद्ध स्वरूप को ही निरंतर भावना किया करता है श्रौर इसी 
काररा वह एक दिन ब्रत-बविकल्पों को भी त्यागकर निविकल्प क्षोमरहित 
ग्रानन्दमयी हो जाता है । 


आगे की उत्थानिका--पश्रागे कहते हैं कि जैसे व्रतों का विकल्प 
मोक्ष का कारण नहीं बसे ही बाहरी भेष का विकल्प भी मोक्ष का काररा 
नहीं है श्रतः भेष का शभ्रभिसान भी छोड़ने योग्य है- 
श्लोक-लिंगं दहाश्नितं दृष्टं देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिगकृताप्रहाः ॥८७॥। 
अन्वयार्शथ--([लगं) जदाधाररा पादि झ््यसत के भेष व नरनपना 


( १४५ ) 


झावि जैन धर्म के वेष (देहाश्रितं) शरीराधित हैं शोर (देह) शरोर (एव) 
ही (झात्मनः) प्रात्मा का (भवः) संसार है (तस्मात्‌) इसोलिए (ये) जो 
(लिगकृताप्रहा:) वेष को धारने से ही मुक्ति-प्राप्ति का पक्ष रखने बाले हैं 
ध्र्यात्‌ जो बाहरों वेष को ही मोक्ष का काररा मानते हैं (ले) वे पुरुष 
(भसवात्‌) संसार से (न सुच्यन्ते) कमी नहीं छूटते । 


भावाथं-यहाँ पर श्राचायं महाराज ने इस विकल्प का त्याग कराया 
है कि 'में साधु वेषधारी हूं श्रतः मैं श्रवदय संसार से पार हो जाऊंगा ।' 
मोक्ष का साक्षात्‌ काररप तो अ्ंतरंग स्वात्मलीनता रूप बोतराग चारित्र 
है शोर बाहरी नग्न वेष उस प्रंतरंग चारित्र का निमित्त कारण है। 
वह प्रन्तरंग चारित्र क्योंकि वबोतराग भाव रूप होता है पभ्रतः उसका 
निमित्त बाहरी वेष भी नियम से बीत रागता का प्रकाशक ही होना चाहिए 
झौर इसी कारण वह नग्न दिगम्बर व सर्व परिग्रहरहित ही होता है । 
बाहर का सरागी वेब अ्ंत्रंग को वोतरागता का प्रकाश कभी सो नहीं 
कर सकता। श्रतः सोक्षार्थो को नग्न वेष धाररण करके प्रन्तरंग च्षारित्र 
का पालन करना चाहिए और तभो उसको मुक्ति होगी । पर यदि कोई 
बाहरी वेष तो बना ले और भीतर में स्वात्मानुभव व वीतरागभाव जगावे 
नहीं तो उसका वह बाहरो बेष उसे कभी मी मोक्षमार्ग में नहों ले जा 
सकता । 


झ्राचाय कहते हैं कि 'में मुनि हूं, में त्यागी हैँ, में बड़ा हूं भ्रतः मुक्त 
हो जाऊंगा' ऐसा भ्रहंकार करने वाला क्योंकि पर में अपनापना मानने के 
काररण स्वानुभव से रहित है श्रोर विकल्प से सहित है श्रतः उसका मोक्ष 
कभी नहीं हो सकता। स्वानुभव सें तो विकल्परहित अ्रभेद निश्चय रत्न- 
त्रयमयी वह परिरति होती है जो कर्मों को संहारक है। श्रद्धावान को 
यह निश्चय रखना चाहिए कि सर्वदा आत्मा का भाव ही तारक, भव- 
निवारक व सुखकारक होता है। श्रत: उसे इस आत्मभाव की प्राप्ति के जो- 
जो भी निमिस काररा हों उन्हें मिलाकर इस भाव को हो प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। जंसे रोटी तो भ्रग्नि से पकतो है परन्तु श्रप्नि का 


( १४६ ) 


लाभ तभो होता है जब कोयला या लकड़ी श्रादि सामग्रो इकट्ठी को 
जावे । उसी तरह कर्मों की निर्जरा तो उत्कृष्ट भ्रात्मध्यान से हो होती है 
पर उत्कृष्ट आत्मध्यान तमी हो सकता है जब उसके लिए सुनिपने का नग्न 
बेष व अन्य व्यवहार चारित्र रूपी बाहरी सामग्री का सम्बन्ध मिलाया 
जाबे। और जंसे कोई अग्नि जलाने के लिए लकड़ी श्रादि सामग्री तो इकट्टी 
कर ले पर प्रग्नि जलाने का उद्योग न करे तो रोटी कभी भी नहों पकेगी 
बसे ही कोई नरन वेष तो धारण कर ले पर प्रात्मानुभव व झात्मध्यान 
का फुछ भो उपाय न करके मात्र उस वेष के भ्रहकार में ही उन्मत्त रहे 
तो उसका वह वेष-धाररा व व्यवहार चारित्र कर्मों की निर्जरा का काररण 
कभी भी नहीं हो सकता । तात्पयं यह है कि वेष का विकल्प भी छोड़- 
कर स्वात्मांनुभवी होने का उपाय करना चाहिए। 


आगे की उत्थानिका--श्रागे कहते है कि जिनका ऐसा हठ है कि 
“बरणों में ब्राह्मरा चरण बड़ा है भ्रतएव उसी वर वाले परसपद के योग्य 
हैं' वे कमी मी मुक्ति के पात्र नहों होते- 


श्लोक-जातिदेहाशितादष्टा देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहाः ।८८॥। 


अन्वयार्थ-(जाति:) ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय व बेदय बरां (देहाशिता) 
देह के श्राश्चित (दृष्टा) देखे गये हैं श्रौर (देह एव) देह ही (भ्रात्मनः भव:) 
श्रात्मा का संसार है (तस्मात्‌) इसोलिए (ये) जो श्रज्ञानी (जातिकृता- 
ग्रहा:) 'जाति हो मोक्ष का काररा है' ऐसा हुठ करते हैं (ते) वे (भवात्‌) 
हस संसार से (न मुच्यन्ते) कभो नहीं छूटते । 


भ.वार्थ-यहाँ पर भी यही भाव है कि जिसके दिल में यह विकल्प 
होता है कि में ब्राह्मरा, क्षत्रिय व वेहय रूप उच्च वर्ण का होने से सुक्ति 
का पात्र हूँ' उसके निधिकल्प आत्मानुभवरूप समाधिभाव नहों हो सकता 
क्योकि जब उपयोग जातिपने के अ्रहंकार से हटकर अपने शुद्ध श्रात्म- 
स्वरूप में तन्मय होता है तभो निश्चय रत्नत्नयरूप वह भाव प्रकट होता है 


( १४७ ) 


जिसके बल से कर्मों को निर्जरा हो और झात्मा सुक्ति-पथ पर चल सके। 
उच्च जाति का होना व्यवहारनव से चारित्र के लिये साधन कहा गया है, 
निश्चयनय से नहीं जिसका भाव यह है कि दिगम्बर मुनि हुए बिना जोब 
मोक का ऊंचा साधक नहीं हो सकता झौर दिगम्बर सुनि स्‍झ्राचार-शास्त्रों 
के ध्रनुसार वही हो सकता है जो उच्च वरणं वाला हो श्रर्थात्‌ जो लोक 
में ब्राह्मरा, क्षत्रिय वा बेह्य संज्ञा का धारी हो। मुक्ति के योग्य ऐसा 
ऊंचा झ्रात्मभाव उसी के होना सम्भव है जिसके भोतर वहु दीनवृत्ति न 
हो जो शूद्रों में पाई जाती है इसोलिए उच्च बर्स वाले को ही मुनि को 
दीक्षा दी जाती है । 

मुनि की दीक्षा लेना व्यवहार चारित्र है जिसको भ्रावदयकता इससे 
पहले वाले इलोक सें कहो जा चुकी है पर जो कोई व्यवहार चारित्र को 
धारने मात्र से हो मुक्ति-प्राप्ति का प्रभिप्राय रखता है उसका इस इलोक 
में निषेध है क्योंकि जीव केवल व्यवहार के विकल्प से मोक्ष के योग्य 
स्वात्मध्यान नहीं कर सकता। वह तो जब जातिपने का विकल्‍प भी 
छोड़कर निर्मल भ्रात्मानुभव को भावना में लोन होता है तभी मोक्ष का 
पात्र हो सकता है। तात्पर्य यह निकलता है कि निज स्वरूप को निरंतर 
भावना करनी चाहिए। 


आगे की उत्थानिका-प्लागे कहते हैं कि जो ऐसा विकल्प करते हैं 
कि “ब्राह्मगादि जाति का धारो वा साधु वेष का धारो मात्र होने से ही 
जोब मोक्ष पा सकता है' उनको भी मुक्षित नहों हो सकतो- 


श्लोक-जातिलिगविकल्पेन येषां च समयाग्रहः । 
तेडपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदसात्मनः ।।८र्द।। 


अन्वयाथ-(येषां च) श्रोर जिनका (जाति लिंग विकल्पेन) जाति 
झोर जे८ के विकल्प से हो मोक्ष होता है! ऐसा (समयाग्रह:) ग्रागस 
सम्बन्धों ग्राग्रह है श्र्थात्‌ 'ऐसा श्रागपत कहा है कि उत्तम जातिविशिष्ट 
होने से वा साधु वेषधारी सात्र होने से हो जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता 


( १४८ ) 


है! ऐसा जिनका हुठ है (तेइपि) वे भी (भ्रात्मनः) झ्रात्मा के (परम पदल) 
उत्कृष्ट पद को (न प्राप्नुवन्त्येब) प्राप्त नहीं कर पाते । 


भावार्थं-प्राचाय कहते हैं कि यदि किसी के सन में ऐसा अ्रहंकारयुक्त 
विकल्प हो कि 'में उत्तम जांतिधारी व साधु लिगधारी हूं भ्रतः में 
झ्वद्य मुश्त हो जाऊंगा-ऐसा आागम में कहा है” तो बहु विकल्प छोड़ने 
योग्य है। यदापि व्यवहारनय से उत्तम वर्ण व सुनि वेष को आगम 
में मुक्ति का काररण कहा हे परन्तु ये दोनों केवल बाहरी निमित्त 
हैं, स्वयं मुक्ति के कारण नहीं । इनके होते हुए श्रात्मा की जो सर्वे 
प्र-वस्तुझों के मम॒त्द से रहित अपने शुद्ध स्वरूप सें स्थिति होतो है वही 
मोक्ष का सार्ग है क्योंकि वहाँ पर भ्रभेदस्वरूप निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति 
होती है। उत्कृष्ट पद तो श्रात्मा का परम पवित्र स्वभाव है इसीलिए 
उसका साधन भी वह निर्मेल भाव ही होना चाहिए जो सर्व पदार्थों के 
ममत्व व किसी भी प्रकार के श्रहंकार से रहित हो । 'में मुनि हूँ, स्पागी 
हूँ, ऊंचा हैं, पूजनोय हैँ” ऐसा जहाँ श्रहंकार हो, वहाँ सानभाव होने के 
काररा शुद्ध स्वरूप में रमणा नहीं हो सकता। तात्पयं यह है कि निविकल्प 
होकर शुद्धात्म स्वभाव में कल्लोल करना हो मोक्ष का साधन है । 


आगे की उत्थानिका-परमपद की प्राप्ति के लिए व उत्तम जाति 
झादि सहित शरोर में मसत्व-त्याग के लिए भोगों को छोड़ा जाता है पर 
जो कोई इन इन्द्रिय-भोगों को छोड़कर भी फिर से मोह के भ्राधोन हो 
शरीर में ही प्रीति करते हैं, उनके लिए झ्राचार्य कहते हैं- 


श्लोक-यत्त्यायाय निवत्तन्ते भोगेभ्यों यदवाप्तये । 
प्रीति तत्नेव कुव॑न्ति देषमन्यत्र मोहिनः ।॥६०॥। 


अन्वयार्थ-(यत्‌ त्यागाय) शरीर से मसता के ह्याग के लिए 
तथा (यत्‌ भ्रवाप्तपे) परम वीतराग स्वरूप के लाभ के लिए प्राणी 
(भोगेम्यः) इन्द्रियों के भोगों से (निवंन्ते) हटते हैं पर उनसे हटकर भी 
वे (मोहिन:) मोही जीव पुनः (तन्नेव) उस हो शरीर में (प्रीति) राग तथा 


( १४६ ) 
(प्रन्यन्न) दूसरे श्र्थात्‌ वीतरागभाव में (हष॑) हेष (कुर्वन्ति) किया करते हैं । 


भावाथं-...यह बड़े भारी मोह का माहात्म्य है जिससे कि संसारो 
प्राशी पहले तो शरोर से ममता हटाने व वबीतरागभाव प्राप्त करने के 
लिए इच्त्रिय विधय-भोगों को त्याग देते हैं श्रौर फिर बाद में मोह के 
उत्पन्न हो जाने पर उमी शारोर में हो प्रीति करके वोतरागभाव से श्रुति 
कर लेते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि परिग्रह व श्रारम्भ का त्याग 
करके सुनि की दोक्षा इसोलिए धारराण की जातो है कि निराकुल होकर 
वबीतरागभाव का प्रस्याप किया जाये और पुनः-पुनः उस आत्मानुभव का 
लाभ किया जाये जिसका कारण शरोरादि पर-पदार्थों से भेदज्ञान है । 
भेवज्ञान का भ्र्थ ही श्रपने स्वरूप को उपादेय जानकर ग्रहण कर लेना 
झोर पर को हेय जानकर त्याग देना है। यदि कोई मुनि की दोक्षा 
धारण करके भी फिर से शरीर, उसके वेष व उसको जांति से मोह करे 
झोर उन्हीं का प्रहंकार किया करे तो उसकी श्रवद्यय ही बीतराग शुद्ध 
पात्मस्वरूप में प्ररुचि है श्रोर उसमें कारण मिथ्यात्व व राग का उदय हो 
है। आचार्य देव का उपदेश यह है कि शरीर को जाति व वेष का श्रभि- 
मान छोड़कर तथा उन्हें निमित्त मात्र जानकर श्रपने श्रात्मस्वरूप के 
झतिरिक्त झन्य किसी भाव से राग नहीं करना चाहिए श्रौर श्रमेद रत्न- 
अ्रयस्वरूप झ्रात्मा के एक शुद्धभाव को हो सुक्ति का कारण जानकर 
उसी का निरंतर झ्नुभव करना चाहिए। 


आगे की उत्थानिका-मोहो जोव दरोर में किस प्रकार का 
अ्रद्धान रखते हैं, वह बताते हैं- 


श्लोक-अनन्त रज्ञः संधत्ते दृष्टि पडुगोयंथाउन्धके । 
संयोगात्‌ दृष्टिमडगे5पि सन्धत्त तद्वदात्मनः ॥।६१॥ 
अन्वयार्थ- (यथा) जंसे (श्रनस्तरज्ञ:) भेद को न जानने वाला पुरुष 
(संयोगात्‌) पंगु और श्रन्धे के संयोग के कारख (पड़: वृष्टि) पंगु को 
दृष्टि को (प्रन्धके) प्रंधे पुरुष में (सन्धत्त) मान लेता है (तद्॒त्‌) बसे हो 


( १५० ) 


बहिरात्मा मोही श्रज्ञानी जीव झात्मा झौर शरीर के संयोग के कारण 
(प्रात्मनः) भ्रात्मा की (दृष्टि) दृष्टि को श्रर्थात्‌ झात्मा के ज्ञानदर्शंन 
स्वरूप को (अ्रद्भ्ेडपि) घरीर में ही (सन्धत्ते) मान लेता है। 


भावाथं-श्राचार्य दृष्टान्त देकर समभाते हैं कि जेसे किसी अंधे 
व्यक्ति द्वारा किसी पगरहित पंगु मनुष्य को कंधे पर रखकर ले जाते 
हुए देखकर मूर्ख व्यक्ति को यह मालूम नहीं चलता कि ये दो मनुष्य हैँ 
झौर इसमें पर तो श्रंधे के हैं व श्रांखें पंगु को हैं। वह तो उन्हें देखकर 
यही समझता है कि ये श्रांखे उसी श्रादमी को हें जिसके पर हैं अर्थात्‌ वह 
प्रंधे पुरुष में ही श्रांखों का श्रारोष कर लेता है बेसे ही झ्रात्मा श्रोर पुद्वल 
का भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव न जानने वाला सूर्ख बहिरात्मा जोव पुदूगल को 
ही ग्रात्मा के ज्ञानदर्शंत स्वरूप का धारी मान जेता है। जंसे श्रंधे के द्वारा 
पंगु को लेकर चलना होते पर भी पेर तो भ्रंधे के हैं पर श्रांखे पंगु की हैं, पंगु 
श्रपनी श्रांखों से देखकर जिधर इशारा करता है उधर ही अ्रंधा पग उठा- 
कर चलता है बसे ही मीब शोर देह के. एकक्षेत्राक्याही होने पर भी जानने 
देखने का काम ज्ञानस्वरूप होने के काररत जोच हो करता है, पुश्गल नहीं 
क्योंकि पुद्गल में चेतना नहीं है। जो कुछ भी हलन-चलन श्रादि क्रिया होतो 
है उसका कारण पुद्गल है पर ज्ञान का कारण श्रात्मा है। श्रज्ञानी जोब 
को यथार्थ पहिच्चान नहीं होतो श्रोर इसी काररप वह आत्मा और श्रनात्मा 
को एकरूप मान लिया करता है पर भेदज्ञानी यथार्थ जानता है क्योंकि 
उसे प्रत्येक द्रव्य के घिन्न-भिन्‍न लक्षण शोर गुर पर्याय मालूम होते हैं । 


आगे की उत्थानिका-श्रागे कहते हैं कि प्रंतरात्मा इस विषय सें 
क्या समभता है- 


श्लोक-दृष्टभेदो यथा दृष्टि पड़गो रन्घे न योजयेत्‌ । 


तथा न योजयहेहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥४२।॥। 


अन्वयार्थ--(यथा) ज॑से (दुष्टभेदः) लंगड़े और अंधे के रोद को 
देखने बाला पुरुष (पड्गोः दृष्टि) लंगड़े की दृष्टि को (अ्रंघे) श्रंधे पुरुष में 


( १५१ ) 


(न योजयेत्‌) नहों लगाता श्रर्थात्‌ भ्रंघे को दृष्टिहीन जानकर पंगु को हो 
दृष्टि बाला समझता है (तथा) वंसे हो (दृष्टात्सा) शरीरादि पर-पदार्थों, 
से भिम्न श्रात्मा को देखने वाला पुरुष (आत्मन: दृष्टि) आत्मा के दर्शनज्ञान 
स्वरूप को (देहे) शरीर में (न योजयेत्‌) नहों जोड़ता । 

भावार्थ-जैसे समभदार प्राणी श्रंधे के कंधे पर पंगु को चढ़े हुए 
देखकर यही समझता है कि ये दो पुरुष है, इनमें जो चल रहा है वह तो 
झंधा है भ्रोर जो उसके कंधे पर है वही देखने वाला है व॑ंसे हो ज्ञानी 
पुरुष श्रात्मा व शरोर के एकक्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध के धारो मनुष्य, 
पश्षु व व॒क्ष श्रादि को देखकर यही समभता है कि यह स्थूल शरीर और 
तंजस व कार्माण सूक्ष्म शरोर तो जड़ परमाणुओं के सभुदाय हैं तथा 
कर्मों के उदय से होने वाले राग, हष, मोह आदि विकार भी श्रात्मा के 
सच्छे स्वभाव से भिन्‍न कर्मों के रस या ग्रनुभाग हो है पर आत्मा ज्ञान- 
दर्शन स्वभाव वाला है-ऐसा दृढ़ विद्वास रखता हुआझ्ा वह ऐसा हो 
जानता, मानता व अनुभव करता है । इस तरह ज्ञानी जीव भोद-विज्ञान 
के बल से आत्मा और अ्रनात्मा को अलग-अलग जानता है श्रौर कभो भो 
एक का स्वभाव दूसरे सें नहों सिलाता । 

आगे की उत्थानिका-पश्रागे कहते हैं (6 बहिरात्मा मिथ्यादुष्टि 
तथा अ्रंतरात्मा सम्यग्दृष्टि के लिये कौन-कौन सी श्रवस्थाएं भ्रमरूप व 
कौन-कौन सी भ्रमरहित हैं- 


श्लोक--सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थे व विभ्रमो नात्मदर्शिनाम्‌ । 
बिध्रमो5क्षोणदोषस्य सर्वावस्था55त्मदर्शिनः ॥॥ ४ ३।। 


अन्वयाथं- (ग्रनात्मदर्शिनाम्‌) जिन्हें श्रात्सस्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान 
नहीं है ऐसे बहिरात्माश्रों को (सुप्तोन्प्रत्तादि ग्रवस्था एव) निद्रा को, 
उन्मत्तपने को व मूच्छा श्रादि की श्रवस्थाएं ही (विभ्रमः) भ्रमरूप मालूम 
होतो हैं पर (झ्रात्मदशिनः) प्रात्मदर्शों अंतरात्रा को (प्रक्षीरादोषस्थ) 
बहिरात्सा सम्बन्धी (सर्वावस्था) सारी ही श्रवस्थाएं (विश्वमः) भ्रमरूप 
दिखाई देतो हैं । 


( १५२ ) 


भावाथं-...जिन्‍हें ग्रात्मस्वरूप का यथायं ज्ञान नहों है ऐसे बहिरात्मा 
श्रपने ध्रनात्मश्पने की प्र्थात्‌ अ्रपने द्वारा झ्रात्मा के सच्चे स्वरूप के झ्रज्ञान 
की बात नहीं समभते। वे जब जागते तथा काम करते हैं तब तो श्रपनी 
दशा को ग्रच्छी जानते हैं श्रौर श्रपनी मात्र सुप्त, मूच्छित और नहे कौ 
भ्रवस्था को ही अ्रमरूप समभते है । पर जो प्रंतरात्मा सम्यग्हृष्टि जीव हैं 
वे झ्ज्ञानपने की सर्व अ्रवस्थाशों को ही भ्रमरूप जानते हैं। बहिरात्मा 
यदि मुनिवेष भी धाररप करें तो भी श्रंतरात्मा उस प्रवस्था को श्रात्म- 
ज्ञान रहित होने के कारण सम्यक नहीं मानते, उन्हें तो श्रात्मज्ञान सहित 
भ्रवस्था हो ठीक जंचती है | 

इस इलोक का दूसरा अर्थ यह भो है कि श्रात्मदर्शी लोगों को श्रात्मा 
का ऐसा हृढ़ श्रभ्यास होता है कि सुप्त व उन्मत्त आदि अवस्थाएं भो 
उन्हें भ्रमरूप नहीं मालूम होतों श्रर्थात्‌ इन श्रवस्थाश्रों में भो वे प्रात्मा 
को नहीं मुलते । वे सदा हो स्वरूप में सावधान रहते है क्योंकि उन्हें 
भ्रपने स्वरूप का हृढ़तर अ्रभ्यास हो गया है पर अ्क्षीणवोष बहिरात्मा 
को आत्मदर्शो की सब श्रवस्थाएं भ्रमरूप मालूम होतो हैं । 


कहने का तात्पर्य यह है कि श्रंतरात्मा श्र बहिरात्मा के विचार में 
बड़ा ही भेद होता है। श्रंतरात्मा श्रात्मस्वरूप में सावधान होता है इससे वह 
उसो भ्रवस्था को ठोक समझता है पर बहिरात्मा को आत्मज्ञान नहीं होता 
इससे उसको सारी ही श्रवस्थाएं भ्रमरूप होती है । 

आगे की उत्थानिका-यहां शिष्य शंका करता है कि जो बाल, 
बुद्ध व युवा ध्ादि सर्व झ्रवस्थाश्रों में श्रात्मपना मानता है बह यदि सारे 
शास्त्रों को जान जाबे और निद्रारहित होकर जागता ही रहे तो मुक्त 
हो जायेगा कि नहों ? श्राचा्य इसका समाधान करते है- 


श्लोक--विदिताशेषशास्त्रो5पि न जाग्रदपि मुच्यते । 
वहात्मद्ष्टिर्जातात्मा सुप्तोन्मत्तोड5पि मुच्यते ।।४ ४।। 
अन्वयार्थ-- (देहात्मदूष्टि:) शरीरादि पर-वस्तुओ्रों को प्रात्मा मानने 


( १५३ ) 


बाला बहिरात्मा (विवितादेषश्ञास्त्र: श्रपि) बहुत से शास्त्रों का जानने 
वाला होने पर भी तथा (जाग्रत भ्रपि) जागता हुआ रहने पर भी देह 
झोर झात्मा के भिन्‍न-भिन्‍न श्रद्धान के बिना (न मुच्यते) मुक्त नहों होता 
पर (ज्ञातात्मा) प्रात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जानने वाला श्रंतरात्मा 
(सुप्तोन्मत्तोषपि) सुप्त वा उन्मत्तादि श्रवस्थाओं में भी श्रात्मा के दृढ़तर 
प्रस्यास के बल से (मुच्यते) कर्मों से छुट जाता है क्योंकि उसके श्रंतरंग 
में श्रात्मा की श्रद्धा ऐसी जड पकड़ जातो है कि वह निद्रादि श्रवस्थाश्रों में 
भी भ्रात्म-रुचि से खाली नहीं होता श्रौर इस प्रकार कर्मों की निजंरा ही 
किया करता है । 


भावाथे-श्राचार्य शिष्य की शंका का समाधान करते है कि किसी 
को ऐसा नहीं समभना चाहिए कि शास्त्र का पाठी तथा शून्य समाधि का 
भ्रभ्यास करने बाला जीव कर्मों से छूटकर मुक्त हो जायेगा। जिसकी देह 
झादि पर-पदार्थों में श्रात्मबुद्धि सौज़ूद है वह कितना हो श्रुत पढ़े वा 
कितना हो तप करे पर उसका वह सब श्रम कर्सों की निर्जरा का काररण 
नहीं है। श्रात्मानुभव के बिना ज्ञान कुन्नान, ब्रत कुबत्रत तथा तप कुतप 
कहाता है जेसा कि श्री 'समयसार' जी में श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराज ने 
कहा है- 
गाथा-परमट्टुम्हि दु अठिदों जो कुणइ तव॑ व च धारई। 
त॑ सब्ब॑ बालतवं॑ बालवदं॑ विति सव्वण्ठु ॥१५२।। 


भावाथं-जो परसाथंमृत प्रात्मा के स्वभाव में स्थिर नहीं है वह 
जो कुछ तप या ब्रत करता है सो सर्व बालतप व बालब्नत है-ऐसा सर्वज्ञ 
भगवान ने कहा है । 


श्रतः भ्रात्मानुभव ही मुख्यत। से कर्मों की निजंरा का काररप है श्रौर 
इसी के होने से यह भ्रात्मा निर्वाणा का भागो हो सकता है | झात्मानुभव 
से शून्य पुरुष व्यवहार में चाहे कितना भी सावधान हो परन्तु कर्मों से 
मुक्ति नहों पा सकता जबकि आ्ात्मानुभव का दूढ़ भ्रभ्यासी सोते हुए भी 


( १५४ ) 


कर्मों की निर्जरा किया करता है। कहने का तात्पयं यही है कि कर्मों के 
बन्धन से छूटने का एकसात्र उपाय आझ्लात्मा का सच्चा श्रद्धान, ज्ञान शोर 
चारित्र है श्लोर यह निशुचय रत्नत््य हो मोक्ष का साधक है। 


आगे की उत्थानिका-सम्यर्दृष्टि के निद्रित श्रवस्था में भो झात्म- 
विचार कंसे बना रहता है, इसी का समाधान करते हैं- 


श्लोक-यत्रवाहितधीः पंसः श्रद्धा तत्नेव जायते । 
यत्रंव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लोयते ॥<४५॥। 


अन्वयाथे;-(यत्रेव) जिस विषय में (पूंस:) पुरुष की (झाहितधी:) 
बुद्धि जुड़ जाती है (तत्रेव) उस विषय में ही (श्रद्धा) रुचि (जायते) पंदा 
हो जाती है श्रौर (यत्रेव) जिस विषय में (श्रद्धा) रुचि (जायते) पंदा हो 
जाती है (तत्नंव) उस विषय में (चित्त लीयते) मन लय हो जाता है। 


भावाथं-मनुष्य की बुद्धि तकं-वितर्क व सोच-विचार करते करते 
जिस किसी विषय में सनन्‍्तुष्ट हो जाती है, उसी का ही उसमें श्रद्धान जम 
जाता है और श्रद्धान जम जाने पर उसमें रुचि बढ़ जातो है। जब रुचि 
बढ़ जाती है तब मन अपने श्राप ही उस पदार्थ में श्रासक्‍त हो जाता है 
और मन के श्रासक्त हो जाने पर उसका विचार निरंतर रहता है यहां तक 
कि निद्रा आ्रादि श्रवस्थाओं में भी वह रहने लगता है, इसी काररण पहले 
कहा है कि ज्ञानी जीब अपने ज्ञानमाव में कभी भी गाफिल नहीं होता 
आर सदा हो जागता रहता है। 

आत्म-ध्यान में श्रपना चित्त कंसे लगे” ऐसी शांका प्रायः हो जाया 
करती है। इसका समाधान यह है कि आात्म-ध्यान के लिए श्रात्मा का 
श्रद्धान व रुचि अत्यन्त श्रावश्यक है। जेसे किसी को पान खाने की रुचि 
हो तो उसका मन स्वयम्‌ ही उसके विचार में बार-बार दोड़ जाता है बसे 
ही श्रात्मा के स्वरूप की यथार्थ रुचि होने पर मन स्वतः हो बारम्वार उस 
स्वरूप ध्यान में लगा करता है। रुचि बढ़ाने के लिए बुद्धि से श्रात्मा और 
अनात्मा के गुणों का इस रूप विचार करना चाहिए कि शास्त्रों में श्रात्मा 


( १५५ ) 


का स्वभाव जंसा ज्ञानदर्शनमयी, वीतराग तथा श्रानन्‍्दमयी कहा है, वह 
यथायं है और यह स्वभाव पुद्गलादि प्रन्य पांच द्रव्यों में नहों पाया 
' जाता। इस तरह लक्षण प्रौर स्वभाव के भेद को विचा रते-विचारते ग्रात्मा 
के स्वरूप का सामास्य ज्ञान हो जाता है श्रौर तत्पश्चात्‌ जब उसका श्रद्धान 
हो जाता है तो सन स्वयं उस स्वरूप में जमता है ओर श्रात्मध्यान वा 
स्वानुभव को प्राप्ति हो जाती है। स्वानुभव हो जाने पर वह सामान्यज्ञान 
सम्यर्शान कहलाने लगता है । 


आगे की उत्थानिका--'चित्त कहां पर झासक्त नहीं होता” इस 
प्रदन का श्राचायं उत्तर देते है- 


श्लोक-यत्रानाहितधीः पुंसः श्रद्धा तस्मान्निवतंते । 
यस्मा चिवतंते श्रद्धा कृतश्चित्तस्य तल्‍लयः ॥।६६॥। 


अन्वयार्थ-(यत्र) जहाँ पर (पुंस:) मनुष्य की (प्रनाहितधीः) बुद्धि 
नहीं जमतो (तस्मात्‌) वहाँ से (अद्धा) रुचि (निवतेते) हट जाती है श्रौर 
(यस्मात्‌) जिससे (श्रद्धा) रुचि (निवतंते) हट जातो है (तत्‌) उसमें फिर 
(कुतः) किस तरह से (चित्तस्य) चित्त को (लयः) लीनता हो सकतो है 
श्र्थाव्‌ नहीं हो सकतो । 

भावाधं-प्राचायं कहते है कि विचारते-विचारते जिस पदार्थ में 
बुद्धि नहीं जमतो, उस पदार्थ को रुचि भो पंदा नहीं होतो और जिसको 
रुचि पंदा नहीं होती उसमें चित्त भो नहीं लगता । तात्पयं यह है कि बहि- 
रात्मा श्रज्ञानी जोव को बुद्धि श्रात्मस्वरूप के ज्ञान में नहीं जमती श्रतः 
उसे निज चेतन्य-स्वरूप का श्रद्धान भी नहों होता श्रौर इसो काररए उसका 
चित्त प्रात्मा के ध्यान में नहीं लगता । 

आगे की उत्थानिका-ध्याता का चित्त जिसमें लय होता है, वह 
ध्येय अपने से मिन्‍न तथा अभिन्‍न दो प्रकार का होता है । उनमें से भिन्न 
झ्रात्मा को ध्येय बनाकर ध्याने का क्या फल होता है, यह बताते हुए 
श्राचार्य कहते हैं- 


( १५६ ) 


श्लोक--भिन्नःत्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादशः । 
बतिदोपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादुशी ॥६७॥। 


अन्वया थ॑- (यथा) जंसे (भिन्ना वरतिः) विये से भिन्न बत्ती (दीप॑) 
दीपक को (उपास्य) उपासना करके (तादुशी) दोपक रूप (भवति) हो 
जातो है दंसे हो (आ्रात्मा) यह थ्रात्मा (मिन्नात्मानस) श्रपने से भिन्न 
प्ररहंत सिद्ध परमात्मा का (उपास्य) ध्यान करके (तादुशः) उन ही जंसा 
(परो) झहंत सिद्ध परमात्मा (भवर्ति) हो जाता है। 

भावा्थं-यहां ग्राचाय देव ने परतत्त्व के ध्यान का फल कहा है। स्व- 
तत्त्व निज श्रात्मा श्रोौर परतत्त्व श्ररहत सिद्ध परमात्मा है । पहले भप्ररहंत 
सिद्ध का स्वरूप ध्यान में लेकर श्रपने को श्ररहंत सिद्ध स्वरूप ध्याया 
जाता है । इस प्रकार के श्रभ्यास के बल से प्रात्मानुभव हो जाता है 
जिसका फल कमों से छुटकर मुक्ति प्राप्त करना है । जो कोई आत्मा को 
शुद्ध ज्ञातादृष्टा रूप ध्याता है वह वंसे ही मुक्त हो जाता है जेसे रुई 
को बत्ती दीपक की लौ को संगति करने से स्वयं दीपक होकर जलने 
लगती है । तात्पयं॑ यह है कि पब्रात्मानुमव के लाभ के लिए श्ररहंत 
सिद्ध का स्वरूप ध्यान में लेकर उन्हों के समान श्रपना स्वरूप ध्याना 
चाहिए । 

आगे की उत्थानिका-श्रव श्रपनी ही श्रात्मा की उपासना का 
फल कहते है- 
श्लोक-उपास्थात्मानमेवात्मा जायते परमो5थवा । 

मथित्वा55त्मानमात्म॑व जायते$ग्नियं थातरुः ।॥।दैै८।। 


अन्वयार्थ-(भ्रथवा) प्रथवा (श्रात्मा) श्रात्मा (प्रात्मानम्‌ एव) प्रपने 
को ही (उपास्य) ध्याकर उसी प्रकार (परमः) परमात्मा (जायते) हो 
जाता है (यथा) जिस प्रकार (त्तरुः) वक्ष (श्रात्मानम एवं) अपने को हो 
(मथित्वा) घिसकर (श्रात्मा एव) श्राप ही (श्रग्नि:) श्रग्नि रूप (जायते) 


हो जाता है। 


( १५७ ) 


सावार्थं-पश्राचार्य स्वरूप लाभ के लिए ऊपर एक उपाय बता चुके 
हैं। श्रब ये दूसरा उपाय कहते हैं कि जंसे वृक्ष स्वयं अ्रपनो शाखाशों से 
रगड़-रगड़कर शझ्पने श्राप ही जलकर भ्रग्नि रूप हो जाता है वेसे ही यह 
झात्मा अपने ही शुद्ध ज्ञानानन्दमयो स्वरूप का ध्यान करके श्राप ही 
परमात्मा रूप हो जाता है । वास्तव में वृक्ष के काष्ठ में भ्रग्नि ज॑से शक्ति 
रूप से विद्यमान होतो है श्लौर तभी तो वह निभित्त मिलने पर प्रकट हो 
पाती है बसे ही परमात्मपने की शक्ति इस श्रात्मा में विद्यमान है। यह जब 
झपने उपयोग को श्रन्य सब श्रोर से खोंचकर अपने में हो बारम्बार लोन 
करता हुआ ध्यान एवं श्रात्मानुभव का भ्रभ्यास करता है तब इसके दोध॑- 
कालोन भ्रस्यास के बल से कर्मों का श्रावरण हट जाता है श्लोर यह भारभा 
अपने स्वभाव को प्रकट करके परमात्मा हो जाता है। 


आगे की उत्थानिका-ऊपर के ही भाव को संकुचित करके फिर 
कहते हैं- 
श्लोक--इतीद भावये न्नित्यमवाचांगोचरं पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥।दे दे।। 


अन्वयार्थ-(इति) ऊपर कहे प्रकार (हद) इस भिन्‍न व अभिन्न 
स्वरूप ग्रात्म-स्वभाव की (नित्यम्‌) नित्य ही (भावयेत्‌) भावना करने से 
जीव (तत्‌) उस (प्रवाचचां गोचर) बचनों से नहीं कहे जा सकने वाले कितु 
मात्र श्रनुभव करने योग्य (पद) पद को श्रर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को 
(स्वत एव) झपने भ्राप ही (आप्नोति) प्राप्त कर लेता है झौर फिर 
(यत:) उस प्राप्त किए हुए पद से (पुनः) पुनः (न झावतंते) वापिस नहीं 
लोटता । 


भावा्थं-श्रपने स्वरूप के पूर्ण लाम तथा बंधन से मुक्ति पाने के 
लिए प्राचार्य उपदेश करते हें कि या तो श्ररहंत सिद्ध परतरव द्वारा 
ग्रथवा भ्रपनी श्रात्मा के ही निजतस्व द्वारा स्वात्मा के ध्यान तथा झ्नुभव 
का भ्रभ्यास सदा करते रहना चाहिए। यह भ्रम्यास जब तक हपने सच्चे 


( १५८ ) 


परमात्म-स्वरूप को प्राप्ति न हो जाये तब तक करना चाहिए और कम 
से कम क्षपक श्रेणी पर चढ़ने से पहले तक तो बराबर करना ही चाहिए। 
इसी ध्यान की श्रग्नि से कर्मों के भ्रावरण गिर जाते हैं और यह आत्मा 
पहले प्लरहूंत होता हुआ फिर शरीरों से छुटकर मुक्त सिद्ध परमानन्दसय 
हो जाता है। एक बार इसको शुद्ध प्रवस्था के प्रकाशमान हो जाने पर 
फिर यह उस श्रवस्था को त्यागकर श्रशुद्ध नहों हो सकता । जेसे भुना 
हुआ चना फिर नहीं उग सकता, शुद्ध चावल जमीन में नहों बोया जा 
सकता और शुद्ध सुबर्ण फिर कभी मेला कनक पाषारा नहीं हो सकता 
बसे ही सिद्ध या मुक्तात्मा फिर कभी संसारी या कर्मबद्ध श्रात्मा नहों हो 
सकता । 


आगे की उत्थानिका-शिष्य शंका करता है कि पृथ्वी, जल, 
श्रग्नि, वायु व श्राकाश-ऐसे पांच तत्त्वों से शरोर बना है श्रौर श्रात्मा उसी 
में प्रन्तर्भत है, उससे अलग कोई पदार्थ नहीं! ऐसा चार्चा कहतेक हैं तथा 
'ग्रात्मा सदा ही मुक्त है! ऐसा सांख्य लोग कहते हैं तो फिर आ्रात्मध्यान 
की तो कोई आ्रावश्यकता रह हो नहीं जाती है ? श्राचार्य इस शंका का 
समाधान करते हुए कहते हैं- 


श्लोक-अयत्नसाध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःख योगिनां क्वचित्‌ १००॥। 


अन्वयाथं---(यदि) यदि चार्वाक के मतानुसार (भुतजं) पृथ्वी, 
जल, श्ररित, वायु व श्राकाश-इन पांच भूतों से (जित्तत्वं) श्रात्मपना 
माना जाये तो (निर्वारं) मोक्ष (भ्रयत्नसाध्यं) यत्न से साधने योग्य नहीं 
ठहरता क्योंकि पांच भरूतों के विनष्ट हो जाने पर जब आ॥रात्मा ही विनष्ट हो 
जायेगा तो फिर मोक्ष किसका ? तथा सांख्य मतानुसार आत्मा स्वभाव 
से शुद्ध श्रात्मतत्त्वरूप है ब्रतः वहाँ भो मोक्ष के लिए यत्न को श्रावश्यकता 
नहीं बनतो ? वास्तव में झ्रात्मा तो उक्त दोनों मतों से (अ्रन्यथा) विप- 
रौत है भ्रर्थात्‌ वह पंचभूत निभ्ित न होकर एक नित्य स्वतंत्र द्रव्य है भर 


( १५६ ) 


भ्रनादि से झशुद्ध दश्षा में है (तस्मात्‌) इसी काररा उसे शुद्ध करने के लिए 
(योगिनां) योगियों को (योगतः) भ्रात्मानुमुति व चित्तवृत्ति के निरोध- 
स्वरूप योग का अ्रम्यास करने में (क्वचित्‌) किसी भी प्रकार का कोई 
(दुःखं) दुःख (न) नहीं होता श्रर्थात्‌ वे सह्ष सुक्ति का यत्न किया 
करते हैं । 


भावा्थं-यहाँ पर प्राचार्य महाराज ने बहुत भ्रच्छी तरह से शिष्य 
का यह श्रद्धान दृढ़ किया है कि भ्रात्मा एक श्रविनाशी पदार्थ है जो कि 
जड़ शरोर से भ्रलग है श्रौर चार्वाक को मान्यता की तरह पृथ्वी शझ्रादि से 
रचा हुआं नहों है। यद्यपि निइ्चयनय से इसमें परमात्स-स्वरूप की शक्ति 
है तथापि व्यवहारनय से वतंमान में इसको श्रशुद्ध पर्याय हो रहो है। 
यदि वतंमान में व्यवहारनय से भो यह शुद्ध हो होता तो किसी भी प्रकार 
के कोई उपदेशग्रहरण, शास्त्रपठन, तप व ध्यानादि करने को कोई जरुरत 
न होतो परन्तु ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्योंकि इस आत्मा का 
शुद्ध स्वरूप प्रकट नहों है इसोलिये तस्वज्ञान, भेदविज्ञान तथा प्रात्मा के 
श्रनुभव की बहुत प्रावदयकता है । योगीजन जब आत्मध्यान का भ्रम्यास 
करते है तब उन्हें एक श्रपुव प्राध्यात्मिक श्रानन्द का लाभ होता है जिसके 
सामने वे कठिन से कठिन तपस्या को व किसी के द्वारा किये गए उपसर्ग 
को भो कुछ नहीं गिनते श्रोर बड़े चाव, भविति तथा आनन्द से श्रात्मा 
का ध्यान किया करते हैं । 


आगे को उत्थानिका-“मररा होने पर जब झात्मा का ध्भाव 
हो हो जाता है तब केसे उसका प्रस्तित्व मोक्ष में भी कायम रह सकता 
है” ऐसा प्रइन करने वाले के प्रति प्राचायं उत्तर कहते हैं- 


श्लोक-स्वप्ने दृष्ट विनष्टेडपि न नाशो5स्ति यथा>त्मनः । 
तथा जागरदृष्टंईपि विपर्यासाविशेषतः ॥॥१०१॥। 


अन्वया्थं -(यथा) जंसे (स्वप्ने) स्वप्न को श्रवस्था में शरोर का 
(बिनष्टे) नाश (दुष्टे) दिखाई देते हुए (प्रपि) भी (आत्मन:) अपना (नाशः) 


( १६० ) 


नादा (न ग्रस्ति) नहीं होता (तथा) बसे ही (जागर दुष्टेषपि) जाग्रत भ्रवस्था 
में देखे हुए धारीरादि का नाश होते हुए भी झात्सा का नाश नहीं होता 
(थिपर्यासाजविशेषतः) शझ्रौर इस प्रकार स्वप्न और जाग्रत दोनों हो 
अ्रवस्थाझों में शरीरादि का नाश दिखाई देते हुए भी नाश न होने रूप 
विरोध को समानता है । 


भावाथं-पश्रात्मा सदा भ्रविनाजी ज्ञातादुष्टा स्वरूप है, इसका कभी 
नाश नहों हो सकता। जेसे कोई स्वप्न में श्रपना सररखा देखे तो उसका वह 
देखना केवल भ्रमरूप ही होता है बसे ही इस जगत में भी दरीर का नाग 
दिखाई देते हुए भी श्रात्मा का नाश नहीं होता । तात्पर्य यह है कि कोई भो 
अआंतिरहित चतुर पुरुष जसे स्वप्न में अ्रपने नाश को सच्चा नहों जानता 
बसे ही वह जाग्रत अश्रवस्था में भो शरीर के नाश से अभ्रक्‍ना नाश नहों 
समानता । 


वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही सत्‌ है ग्रतः कोई भी पदार्थ कभी भी 
नष्ट नहों होता, मात्र उसकी श्रवस्था में ही परिवतन हुआ करता है । यह 
शरीर तो भ्रनेक पुद्गल परमाणुश्रों का पिण्ड है पर आत्मा एक श्रखंड द्रव्य 
है। मरण समय शरोर और श्रात्मा का वियोग होने पर शरीर को जला 
दिया जाता है श्रौर उसके परमाणु खंड-खंड होकर श्रनेक अ्रवस्थाओरों में 
परिणमित हो जाते हैं पर ग्रात्मा श्रखंड ही बना रहता है । यदि आत्मा 
भी परमाणाश्रों से बनता व बिगड़ता होता तो बाल्यावस्था श्रौर युवावस्था 
का स्मर॒रण ब्‌द्धावस्था सें नहीं रह सकता था। शरीर के छुटने पर भी 
भ्रात्मा एक भ्रसंड हो बना रहता है श्रतः इस बात में कोई शंका नहों रह 
जाती कि वह एक श्रविनाज्ी पदार्थ है श्रौर मोक्ष होने पर भी श्रवव्य 
उसकी सत्ता कायम रहेगी । 


आगे की उत्थानिका-शिष्प शंका करता है कि उस श्रसिद्ध 
झ्रनादि श्रनंत आ्रात्मा की मुक्ति के लिए कठिन तप का कष्ट उठाना 
बयये है क्योंकि ज्ञान सात्र की भावना करने से हो सुक्ति को सिद्धि हो 
जाग्रेगी ? इसका झ्ाचायं समाधान करते हैं- 


( १६१ ) 


श्लोक-अदुःखभावितं ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधो । 
तस्माद्यथाबलं दुःख रात्मानं भावयेन्मुनिः ।१०२।। 


अन्वयार्थ-(अ्रदु:खावित) कायकष्टों के बिना सुकुमार भाव से 
भाया हुआ शरीरादि से भिन्न (ज्ञानं) श्रात्मा का ज्ञान (दुःखसन्निधौ) 
दुःखों के पड़ने पर (क्षीयते) नाश को प्राप्त हो जाता है (तस्मात्‌) इसो- 
लिए (मुनिः) योगी, ध्यानी व यति (यथाबलं) अपनों शक्ति को न 
छिपाकर (दुःखे:) कायक्लेशादि कध्टों के हारा (श्रात्मानं) अ्रपनी श्रात्मा 
को (भावयेत्‌) भावे अ्रर्थात्‌ उसकी भावना करे। 


भावाथं-प्रात्मानुभव की इृढ़ भावना के हुए बिना कर्मों का नाश 
नहीं हो सकता श्रौर शरोर-सामग्रो को श्रनुकूलता में भाया हुआ आ्रात्म- 
ध्यान मजबूत नहीं हो सकता प्रर्थात्‌ जिन्हें शरीर को सुखिया रखकर ध्यान 
करने को श्रादत होती है उनका ध्यान कष्टों के श्राने पर जमा हुम्रा नहीं 
रहता। वे भूख, प्यास, गर्भो वा सर्दों की जरा सी भी बाधा को सहन नहीं 
कर पाते । उनका मन विषय कषायों में हो फंसा रहता है श्रौर शरोर 
के तनिक से भी कष्ट में उनका चित्त चलायमान हो उठता है। जरा सा 
भी संकट पड़ने पर वे धबड़ाकर ध्यान से तुरन्त उचट जाते है श्रतः 
प्राचायं कहते है कि ध्यान के श्रम्पयासी को झ्रनेक कायक्लेशों को 
सहने की श्रादत डालनो बहुत जरूरों है ताकि कष्टों के पड़ने पर भी वह 
ध्यान से चलायमाव न हो । जो सुनि श्रनेक प्रकार के परोषह व उपसर्ग 
सहकर भो ध्यान कर सकता है वहो कर्मों के नाश की योग्यता प्राप्त 
करता है श्रतएवं बाहरी छह प्रकार के तपों के द्वारा श्रंतरंग के मुख्य तप 
ध्यान का भ्रम्यास करना चाहिए जो कि सुख का कारण है। 


आगे की उत्थानिका-प्रागे शिष्य शंका करता है कि यदि झ्रात्मा 
शरोर से सर्वथा भिन्‍न है तब झ्रात्मा के चलते हुए शरोर नियम से किस 
प्रकार चलने लगता है तथा आत्मा के ठहरने पर शरीर कैसे ठहर जाता 
है, इसका समाधान प्राचार्य करते हैं- 


( १६२ ) 


श्लोक--प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाह्वेषप्रवतितात्‌ । 
वायोः शरीरयंत्राणि वतंन्ते स्वेषु कमंसु ।१०३॥। 


+ 


अन्वयाथं-(ग्रात्मनः) श्रात्मा के (इच्छा इंष प्रवरतितात) राग - 
झौर हेष से होने वाले (प्रयत्नात्‌) उद्योग के कारण (वायुः) शरीर में 
वायु चलती है श्लोर (वायोः) वायु के चलने से (दरोर यंत्रारिग) शरोर के 
यंत्र (स्वेषु कमंसु) अ्रपने-अपने कार्यों में (वर्तन्ते) वतंने लगते हैं । 


भावार्थ-पूबंबद्ध कर्मों के उदय के निमित्त से श्रात्मा में राग और 
हेष होते है. जिनसे उसमें कोई काम करने की इच्छा होती है श्लोर उस 
इच्छा के निमित्त से श्रात्मा को योगशक्ति चलतो है अर्थात्‌ आत्मा के 
प्रदेशों में हलन-चलन होता है। उस हलन-चलन से शरीर में पवन का 
संचार होता है श्रोर पवन की प्रेरणा से हाथ, पेर, श्रांल, कान व मुंह 
झादि दरीर के अंगोपांग अपने-अपने कार्यों में प्रबतंन करने लगते है । जँसे 
लकड़ी से बने हुए सिंह भ्रादि पशु, यंत्रों के बल से दूसरे के द्वारा प्रेररपा 
किये जाने पर चलते है व मह हिलातले है बसे ही शरीर के यंत्र उस बवन 
द्वारा चलते है जिस पवन को श्रपनों श्रात्मा के ही योग श्रोर रागद्वेषमयों 
प्रशुद्ध उपयोग को प्रेररपा होतो है । 

आगे की उत्थानिका-मुर्ख इन शरीर के यंत्रों की क्रिया को झात्मा 
की क्रिया मानता है तथा विवेकी ऐसा नहों समझकर मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है, यह बताते है- 


श्लोक-तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्पास्ते सुख जड़ः । 
त्यक्त्वाउ5 रोप॑ पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥॥१०४॥ 


अन्वयार्थं-(जड़:) मूर्ख भ्रज्ञानी बहिरात्मा (साक्षारि) इन्द्रियों 
सहित (तानि) इन हारीर के यंत्रो का (झात्मनि समारोप्य) पशझ्रात्मा में 
समारोप कर श्रर्थात्‌ इन्द्रिययुक्त इन दरीरादिकों को ही श्राःमा मानकर 
(सु श्रास्ते) सुख से वा परमार्थतः दुःख से जोवन बिताता है (पुनः) पर 


( १६३ ) 


(विद्वान) विद्वान्‌ भ्रंतरात्मा (आ्रारोपं त्यकत्वा) इस झारोप को छोड़कर 
श्र्थात्‌ शरीरादि में आत्मपने की सान्यता को त्यागकर तथा सबसे भिन्‍न 
झपनी पश्रात्मा के सच्छे स्वभाव का अश्रनुमव कर (परम पदम्‌) परमपद रूप 
मोक्ष को (प्राप्नोति) प्राप्त कर लेता है । 


भावार्थ-बहिरात्मा जीव को भेदविज्ञान के अभाव के कारण भिन्‍न 
झात्मा के स्वभाव का पता नहों चलता जितसे वह्‌ शरोर की क्रियाश्रों 
को ही अपनी क्रिया मान लेता है। रात दित इन्द्रियों के विषयों में फंसे 
रहकर वह उनको हो तृप्ति से सुखी व श्रतृष्ति से दुःखो हो जाता है भ्रोर 
इस प्रकार वह श्रज्ञानो बाहरी पदाथों में हो सुखी दुःखी होकर रागहेष 
किया करता है। जो विद्वान अंतरात्मा सम्यग्द्ष्टि होता है वह शरीर की 
क्रिया को श्रात्मा में नहों जोड़ता और कर्मबंधन को दक्शा को व 
उसके हर प्रकार के फल को अपने स्वरूप से भिन्‍न जानता है। श्रपनी 
प्रात्मा को वह ज्ञातादृश एवं आ्रानन्दमयों श्रनुभव करता है और इसी 
भ्रनुमव के द्वारा कर्मो का नाइकर परमपद को प्राप्त कर लेता है । 


आगे की उत्थानिका-'अ्ंतरात्मा किस प्रकार पर को छोड़ देता 
है! यह बताते हुए श्रब ग्रंथकर्ता अपने ग्रंथ को संकुचित कर उसका फल 
दिखाते हुए कहते हैं- 
श्लोक--मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहुंधियं च 
संसारदुःखजननी जननाद्विमुक्तः । 
ज्योतिमयं सखमुपेति परात्मनिष्ठः 
तन्मार्गमेतदरधिगम्य समाधितन्त्रम्‌ १०५॥। 


अन्वयार्थ-(तन्मागंम्‌) झ्रतीन्द्रिय सुख के उपाय को बताने वाले एवं 
परमात्मस्वरूप के अनुभव में एकाग्रता व परम वोतरागता के साधन रूप 
(एतत्‌ समाधितन्त्रम) इस समाधितंत्र' शास्त्र को (अ्रधिगम्प) जानकर 
तथा (प्रत्र) शरोरादि पर-पदार्थों में (संसार दुःख जननों) चतुर्गंति रूप 
संसार के दुःखों को पंदा करने वालो (परबुद्धिम) ममकार की बुद्धि को 


( शद४ ) 


(घ) श्रोर (प्रहंधियं) प्रहंकार की ' बुद्धि को (सुक्त्वा) छोड़कर (परा- 
त्मनिष्ठ:) परमात्म-स्वरूप में तिप्ठने वाला भव्य जीव (जननादिसुक्तः) 
संसार से छुटकर (ज्योतिर्मय सुख) ज्ञानमयो श्रानन्द को (उपंति) प्राप्त 
कर लेता है। 


भावाथं-इस 'समाधिशतक' प्रस्थ में परमानन्द की प्राप्ति का उपाय 
भली प्रकार से बताया गया है। जो कोई इस ग्रन्थ को पढ़कर श्रच्छी 
तरह समभेगा और पर में श्रात्मबुद्धि छोड़कर श्रपने स्वरूप में ही झ्रात्म- 
बुद्धि करेगा वह पक्के श्रद्धान को पाकर शभ्रपनी प्रात्मा के ध्यान में ही 
लीन होता हुथ्ना धीरे-धीरे कर्मों से छुट जायेगा श्रौर संसार से मुक्त होकर 
प्रविनाशी, ज्ञानमयी एवं परमानंदमय परमात्म-पद को प्राप्त कर लेगा । 
पर में श्रपनापना मानने को बुद्धि ही श्रज्ञान की बुद्धि है। यह बुद्धि 
ऐसा घोर कर्मंबंध करातो है जिससे यह जीव संसार में भ्रमरण करता है 
तथा इस मिथ्याबुद्धि को छोड़ देने पर वह सम्पकबुद्धि उपजती है जो 
संसारभाव का नाश करती चली जातो है। 


ग्रन्य के संस्कृत टीकाकार अश्राचाय प्रभाचरद्र का भ्रंतिम मंगलाचरर- 


श्लोक--येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा त्रेधा विवृत्योदितो 
मोक्षो3नन्तचतुष्टयामलबपुः सद्धचानतः कीतितः । 
जीयात्सो5श्न जिनः समस्तविषयः श्रीपूज्यपादो5मलो 
भव्यानन्दकरः समाधिशतकः श्रीमत्प्रभन्‍्दुः प्रभुः ।॥। 


अन्वयार्थ-(येन) जिन्होंने (बहिः अंतः उत्तम भिदा त्रेधा) बहिरात्मा 
प्रंतरात्मा श्लोर परमात्मा ऐसे तोन भेद से (प्रात्मा) प्रात्मा को (विबत्य) 
ग्रलग करके (उदितः) बताया है तथा (सद्धघानतः) सत्य प्रात्मध्यान के 
हारा (भ्रनंत चतुष्टयामल वधुः मोक्षः) श्रन॑तद्शन, भ्रनंतज्ञान, भ्रनंतसुख, 
झनंतवीर्यमयों निर्मल देह रूपी मोक्ष की प्राप्ति का (कोतितः) वर्णन किया 
है ऐसे (सः) वे ( समस्त विषयः जितः ) सर्व विषयों को वासना 


( १६५ ) 


को जीतने वाले, ( भश्रमलः ) निर्मल, (भव्यानंदकरः) भव्य जीवों 
को झानंदकर्ता ( प्रभु: ) परमंश्वयंधारी एवं (समाधिशतकः श्रोमत्प्र- 
भेस्दु)) समाधिशतक को लक्ष्मी की प्रभा को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के 
तुल्प (श्री पुज्यपादः) क्री पृज्यपाद अझ्लाचाय (झ्न्न) इस लोक में (जोयात) 
जमबंत हों । 


भावाथं-भी प्रभाचन्द्र प्राचार्य ते इस इलोक में अपना नाम मी प्रकट 
किया है तथा सम्यक्‌ सार्ग दिखाने के कारण श्री पूज्यपाद श्राचार्य का 
प्रमोपकार माना है। 


इस भाषा दोका में झ्राचार्य प्रमाचंद्र कृत संस्कृत टोका का बहुत कुछ 
ग्रवलम्बन लिया गया है प्रतएव में ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद, उदासीन श्रावक, 
प्रभाचंदर स्वामी का बारम्बार उपकार मानतए हूं । 


फॉर? 


ग्रन्थ का तात्पयें 


एक बड़े विद्वान योगी और प्राचार्य भ्री पृज्यपाद स्वामी विक्रम 
संबत्‌ ४०१ के लगमग हो गए हैं। उनका दूसरा नाम देवनन्दी भी था। 
उन्होंने इस ग्रन्थ के सिवाय जंनेन्द्रव्याकररणा, सर्वार्थंसिद्धि और इष्टोपदेश 
झ्रादि प्रनेक प्रन्थों को रचा है। इस ग्रन्थ में उन्होंने श्रात्मा के कल्यांरा 
का उपाय बताया है । 


श्रात्मा एक सत्‌ पदार्थ है। यह जड़ श्रजीव पदार्थों से निराला है 
क्योंकि इसका जो सुरुय लक्षण ज्ञानगुरा है वह इसके सिवाय श्रन्य पदार्थों 
में बिल्कुल नहीं है श्रौर जिसका लक्षण भिन्‍न होता है वह पदार्थ भिन्‍न 
ही होता है। जगत में जो यह बात प्रसिद्ध है कि 'इसका जीव चला गया 
झौर श्रवब यह मुर्दा पड़ा हुआ है! सो यह कहावत बिल्कुल ठोक है। जब 
किसी शरीर का स्वामी जीव चला जाता है तब उस शरीर को मृतक 
कहते हैं ग्रोर उस शरीर में सब श्रंग-उपंग बने रहने पर भी कोई चेतनपना 
नहीं भलकता । शरीर उन जड़ परमाएश्रों का समुदाय है जो सदा बदलते 
रहते हैं श्रौर उसमें निरन्तर नये परमाणु श्राते व पुराने जाते रहते हैं 
जबकि आत्मा एक अ्रखंड द्रव्य है क्योंकि बाल्यावस्था को याद ब॒द्धावस्था 
में भी रहती है श्रोर किसी-किसी को अपने पिछले जन्म की बात भो याद 
ञ्रा जाती है। जेसे हवा, सब जगह व्यापक है बसे ही यह आत्मा भी सर्वांग 
में व्यापक है श्रौर इसो काररा दुःख व सुख का बेदन सारी देहु के मीतर 
ही होता है । 

अपनी श्रात्मा का भिन्‍न स्वरूप नहीं पाता हुआ जगत का यह भ्रज्ञानी 
प्राणी शरीर को ही श्रात्मा मान लेता है प्रौर निरन्तर यह कल्पना किया 
करता है कि “मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, दुबला हूं, रोगी हूं, निरोगी हूं, 


( १६६ ) 


( १६७ ) 


जीता हूं एवं मरता हूं तथा ये पुत्र, स्त्री, सिन्र, सकान, गाय, भेस, कपड़े व 
गहने झादि मेरे हैं।' हसके सिवाय पुद्वल कम के उदय के निमित्त से झ्ात्मा 
में जो विभाव भाव होते है उन्हें भी यह अज्ानी प्राणी झपने ही भाव मान 
लेता है भ्रर्थात्‌ क्रोध, मात, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद तथा मिथ्यात्व श्रादि भाव जिन्हें 
संक्षेप में राग, द्ेघ, मोह भी कह सकते हैं, आ्रात्मा के स्वाभाविक भाव 
नहीं हैं पर यह भ्रज्ञानी उन्हें श्रपने ही भाव समझ लेता है। यदि ये 
धात्मा के भाव होते तो इनका श्रस्तित्व सदा एक सा रहना चाहिए था 
परन्तु ये तो सदा बदलते रहते हैं तथा ये ज्ञान मे बाधक ही हैं, साधक 
नहीं भ्रौर श्राकुलता के पैदा करने वाले मो हैं । पानो में लाल रंग के 
सम्बन्ध से जंसे पानी लाल दिखता है वंसे ही प्रात्मा के चेतन्यमयोी उप- 
योग से जब क्रोध व मानादि कषाय को कलुषता का रंग सम्बन्धित होता 
है तब उपयोग क्रोध व मानादि भावरूप प्रकट होता है । 


भ्रज्ञानो जीव इंद्रियों के विषयों में हो बारम्बार उछलकर जाता है 
क्योंकि उसे उन विषय भोगों में ही सुख भासता है। वह इन्द्रियों का दास 
हो जाता है क्योंकि उसे यह नहीं मालूम होता कि इन्द्रियसुख से बिलक्षरण 
भी कोई ऐसा सच्चा सुख है जो आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में देखा 
जाये तो श्रपनी इसी भिथ्याश्रद्धा के श्राधीन होकर वह भ्रज्ञानी जीव देह 
के सुख में लोन रहता है एवं देह के उपकारी बन्धु और पदार्थों से तो प्यार 
तथा उत्तके हानिकारक लोगों व पदार्थों से द्वेघष करता है। भिथ्या भ्रद्धा- 
वश हो वह धनादि का खूब संग्रह करता है भ्रौर मरण से डरता रहता 
है। तृष्णा के श्राधीन हो न्याय, प्रन्याय, कर्तव्य एवं भ्रकत्तव्य का भी वह 
कुछ विचार नहीं करता। इस दा में भ्रज्ञानी भ्रात्मा अनादि काल से हो 
पंड़ा हुआ है क्योंकि इस जगत का कोई झ्रारम्भ नहों है। यह जगत प्रचाह 
रूप से सदा से चला झा रहा है । बीज श्रोर व॒क्ष की तरह इस श्रात्मा के 
रागहषमोह भावों से कर्मों का बंध होता है श्रौर कर्मों के बंधन से राग- 
हेषमोह होते हैं। जंसे कनमक पाषारा खान में सदा अशुद्ध हो मिलता है भौर 
ऐसा कभो नहीं हो सकता कि शुद्ध सुबर्ण फिर कनक पाधारा की दक्षा में 


( श६८ ) 


चला जाये व से ही जीवात्मा भी भ्रतादि से श्रशुद्ध है, यदि यह पहले कमो 
शुद्ध ज्ञानानन्‍्दमयी होता तो फिर इसके साथ कर्मों के संयोग का कोई 
काररा नहों हो सकता था । 


इस प्रकार श्रपने द्वारा धारण की जाने वाली प्रत्येक देह में यह ग्रात्मा 
भ्रनादि काल से अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण पर्याय बुद्धि ही रहा श्र्थाव्‌ 
शरीर में हो उन्मत्त रहा। चारों गतियों में भ्रमरण कर इसने श्रपने को देव, 
मनुष्य, पशु व नारकी इत्यादि रूप से ही माता किया औ्रोर कभी भी इसे 
यह श्रद्धा नहों हुई कि मै अ्रनंतानंत ज्ञान शक्ति का धारी, श्रचल स्वभाव 
वाला, वीतराग, परमानन्दमय और इन्द्रियों का विषय न होकर मात्र स्वा- 
नुमव गोचर हूं । यह नियम है कि पर पदार्थों को भ्रपनाने वाला पर का 
संयोग पाता रहता है श्रत: देह को श्रपना मानने से हो बार-बार देह का 
लाभ करके यह पआ्लात्मा संसार में भ्रमण किया करता है झ्लौर इष्टवियोग, 
भ्रनिष्टसंयोग व जन्म, जरा, मररा, रोग, दरिद्रता पश्रादि श्रनेक असहनोय 
संकटों में पड़ जाता है। इस प्नादि भ्रम बुद्धि को मिटाकर सच्ची ब॒द्धि 
को श्रपनांने का उपाय आाचाय॑ देव ने इस सहान ग्रन्य में बताया है । 


श्रात्मा की तोन दशाये होती है जिनमें से पहली बहिरात्मदशा त्यागने 
योग्य, दूसरी श्रन्तरात्मदशा धारण करने योग्य व तीसरो परमात्मदशा प्राप्त 
करने योग्य है। 'शरीरादि को झात्मा मानना' यह बहिरात्मब॒द्धि है जो कि 
सर्वंधा त्यागने योग्य है। 'मे भ्रात्मा ही हूं तथा झ्रात्मा के लिवाय कुछ शोर 
नहीं हूं' यह श्रंतरात्मब॒द्धि है श्रोर इसी बुद्धि का बार-बार प्रम्पास करने से 
परमात्मद्ा प्राप्त हो जाती है। भ्रगादि काल से जो बुद्धि उल्टी हो रहो है 
उसे पहले सुलटाना चाहिए। एक बार प्रात्मा के सच्चे स्वरूप का मलो 
प्रकार निश्चय करके उस ही का बारम्बार प्रभ्यास करना चाहिए। जंसे 
बार-बार भ्रस्यास करने से कोई पाठ कंठस्थ हो जाता है बसे हो बार-बार 
ध्रात्मा का इस रूप सनन करने से कि "में स्वयं परमात्मस्वरूप हूं' प्रात्मपने 
की सच्ची बुद्धि दृढ़ हो जाती है प्लौर पहले की चलो भ्राई हुई यह मिथ्याबुद्धि 
कि 'में संसारी हूं, नर हूँ, पशु हूं, गोरा हूं, काला हूं, निबंल हूं, बलवान हैं, 


( १६६ ) 


रागी हूँ व द्वेषी हूं, नष्ट हो जाती है । बहुत समय के पुराने संस्कार को 
सिटाने के लिए बहुत बड़ी चेष्टा को झावश्यकता है परन्तु बार-बार का 
हम्यास ऐसी चीज है कि उससे अश्रत्यन्त पुरानी बात भी मिटकर नयी बात 
पैदा हो जाती है। जेसे एक हिन्दी मातृभाषा वाला व्यक्ति यदि बंगाल देश 
में निरन्तर बंगला वा इंग्लेण्ड में निरन्तर अंग्रेजी बोले तो उसका हिन्दी 
का श्रम्यास बहुत घट जाता है और बंगला वा श्रंग्रेजी का श्रम्पास दृढ़ 
हो जाता है वंसे ही बार-बार 'सोड5हं, सो5हं' का श्रभ्यास करने से जीव 
को प्रात्मपने की बद्धि इतनी बृढ़ हो जातो है कि फिर वह कभी स्वप्न 
में भी प्रपने को शुद्ध भ्रात्मा के सिवाय अन्य रूप नहीं मानता । 


इस प्रकार युक्ति के बल से चिरकाल श्रम्पास करते-करते श्रात्मा को 
श्रद्धा जम जाने पर आत्मानुमव तथा स्वरूपाचरण चरित्र के लाभ का 
उपाय करना चाहिये । सर्वप्रथम बाहरी श्रन्याय, भ्रभक्ष्य तथा मिथ्यात्व 
से रुचि हटाकर प्रपने भावों में निमंलता लानी चाहिये । जिस देव, गुरु 
व धर्म से सच्चा ग्रात्मलाभ नहीं है उसकी मान्यता नहीं करनी चाहिए तथा 
जुप्रा, शिकार, चोरी, वेइयासेवन तथा परस्त्री सेवन की रुचि हटा देनी 
चाहिए। मच्य (सब प्रकार के नशे), मांस व मधु आदि मुरुय श्र भक्ष्यों की रुचि 
भी भिटाकर शुद्ध भोजन करने व सदाचार पालने का भाव रखना चाहिये । 
झपने भावों को स्थिर करने हा निरन्तर प्रयास करना चाहिये तथा रोज 
थोड़ी देर एकांत में बंठकर श्रपनो श्रद्धा के अनुसार मन को सब तरफ से 
हटाकर आत्मस्वरूप के विचार में जोड़ना चाहिये। इस बात का श्रभ्यास 
निरन्तर तब तक करते रहना चाहिये जब तक श्रात्मा का श्रनुभव न हो 
जाये । चाहे वर्षों तक प्रस्यास करना पड़े पर एक दिन श्रकस्मात्‌ ऐसा 
झवइय भ्रायेगा जब जीव का भीतरी मिथ्या भाव गल जायेगा और एक 
समय में ही उसे सच्चा पभ्रात्मानुभव, सम्यग्दर्शंन तथा स्वरूपाचररा चारित्र 
प्राप्त हो जायेगा । इस स्वरूप-प्राप्ति को गुरास्थानों की परम्परा में चौथा 
झ्विरत सम्यग्दर्शन का गुरास्थान कहते है। इस गुरस्थान में सोक्षमार्ग 
को सच्ची श्रद्धा तथा झत्मानुभव हो जाता है पर यदि बाद में भी श्रस्थास 
जारी न रकखा जाय तो यह शअद्धा थोड़ी देर निर्मल रहकर छूट भो सकतो 


( १७० ) 


है श्रतः एक बार स्वात्मानुमव हो जाने पर भो अ्रम्पास को छोड़ नहीं 
देना चाहिये, झात्म-विचार को निरन्तर जारी रखना चाहिये। इस उपाय 
से चोथे गुरास्थान में ही क्षयोपशम सम्यग्व्शन हो जायेगा जिस शी काल- 
मर्यादा बहुत भ्रधिक है । 


इस प्रकार दी्घ काल तक रहने वाली श्रद्धा को जमाकर भश्रर्थात्‌ 
क्षयोपज्म सम्यग्दर्ग़न को प्राप्त कर श्रन्तरात्मा हो जाने के पश्चात्‌ पर- 
मात्मा होने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिए प्रंतरंग में आत्मानु- 
भव, श्रात्मध्यान व श्रात्मसममाधि के श्रभ्यास को बढ़ाना चाहिये शोर 
बहिरंग में बाहरी भ्राकुलताशों को जो कि इस श्रम्पास में बहुत श्रधिक बाधक 
होतो हैं, घटाने के लिए पंचम गुरास्थान को प्राप्ति कर श्रावक की किग्रा 
पालनी चाहिये । झ्ंंतरंग समाधिमाव पाने के लिये झाचाय॑ देव ने इस प्रंथ में 
बहुत तरह से समफाकर मन बचन काय के विकल्प-जालों को हटवाया है । 
संसारी जीवों के यह कल्पना रहा करती है कि भ्रमुक मेरा शत्रु है और 
झमुक मित्र । इस कल्पना को मिटाने के लिये ऐसा सोचनां चाहिये कि 
झज्ञानी तो मेरी श्रात्मा को देख ही नहों सकता श्रतः वह मेरी झ्ात्मा का 
हात्रु वा मिश्र नहीं हो सकता तथा ज्ञानी सेरी भ्रात्मा को देख सकता है 
पर वह शुद्ध स्वभाव का जानने वाला तथा बीतरागो होता है भ्रतः वह 
मो मेरी श्रात्मा का क्षत्रु वा सित्र नहीं हो सकता । भाव यही है कि प्रंत- 
रात्मा को ऐसा विचारना चाहिये कि मेरी पश्ात्मा से जो ये शरीरादि बंधन 
को प्राप्त हो रहे हैं उनसे ये जगत के लोग शत्रुता व सित्रता करते हैं पर 
सेरो आत्मा का तो न कोई शत्रु हो सकता है श्लौर न सित्र। 


श्रागे प्राचार्य कहते हैं कि समाधिभाव के लाभ के लिये ऐसो दृढ़ 
श्रद्धा भी हो जानी चाहिए कि मेरी झ्लात्मा का स्वरूप विकल्परहित है 
क्षया मात्र प्रनुभवगोचर है। श्रन्य कोई मुझे श्रात्मा का स्वभाव वचनों 
से नहीं समझा सकता झोर मेरा यह अ्रहुंकार करना भो वथा है कि में 
उस ह्रात्म-स्वरूप को दूसरों को समझा सकता हूं । इस तरह पअंतरंग में 
जितने प्रकार के भो विकल्प हों उन सबको दुःखदायो व कर्मंबंधकारक 


( ३१७१ ) 


जानकर छोड़ देना चाहिए । संक्षेप में मन वचन काय की सारी क्रियाओं 
से झौर समस्त द्रव्यकर्मों व नोकर्मों से भिन्‍न निज श्रात्मा को अ्रपने उपयोग 
हारा भ्रनुभव करना चाहिए तथा ऐसा समझना चाहिए कि जो परमात्मा 
है सो हो में हूँ तथा जो में हूँ सो ही परमात्मा है भ्रतः में श्राप श्रपने ही 
हारा अनुभव करने योग्य हूँ। बार-बार भेद विज्ञान के श्रस्यास से जब 
झपने स्वरूप में रुचि हो जाती है तब निज ज्ञानोपयोग श्रपने श्राप ही 
झपने श्राप में लोन होने लगता है। इस तरह श्रद्धा की नींव पर उपयोग 
की थिरता करके शात्म-समाधि को चेष्टा करनी चाहिए । इसी चेष्टा को 
झंतरंग सम्परचा रित्र का भ्रम्पास कहते हैं । 


इस भ्रम्यास को बढ़ाने में श्रावक की बाहरी क्विया भी सहायक पड़ती 
है क्योंकि वह प्राकुलताशों को घटाती है श्रतः देशविरत नामक पंचम 
गुरास्थान में श्रावक की ग्यारह प्रतिसाझओों का भ्रम्यास करना चाहिए 
जिनका संक्षिप्त स्वरूप नीचे लिखे प्रमारा है- 


पहलो दर्शन प्रतिमा-दर्शन प्रतिमाधारी को श्रहंतदेव, निग्नेन्य 
गुरु श्रोर जिनधर्म का व जोव, भ्रजीव, श्रालव, बंध, संवर, निर्जरा श्रोर 
सोक्ष-इन सात तत्त्वों का पक्का श्रद्धान करना चाहिये। उसमें श्रात्मोन्नति 
व झतीन्द्रिय सुख के त्वाभ की तोत्र रुचि होनी चाहिए ओर सम्यक्त्व को 
बिगाड़ने की सामथ्य रखने वाले निम्नलिखित पच्चीस दोषों से उसे 
बचना चाहिए- 


(१) जिनधर्म श्र उसके तत्वों में शंका करना (२) भोगाभिलाष से 
धर्म सेबना (३) रोगी, शोको, दरिद्वी व दुःल्लो मनुष्यों श्लौर पशुओं से 
ग्लानि करना (४) मृढ़ता से देखादेखो कुधर्म को क्रियायें करनां (५) सच्चे 
जिनधर्म से डिगते हुए स्वयं को व दूसरों को स्थिर न करना (६) धर्मा- 
त्साप्नों के द्वारा भूल से दोष हो जाने पर उनको निन्‍दा करना (७) सच्चे 
धर्मंधारियों से भो गो-वत्स सम प्रीति न करना (८) सच्चे धर्म को उन्नति 
व प्रभाव को न बढ़ाना (६-१६) जाति, कुल, रूप, बल, विद्या, घन, 
झधिकार तथा तप-इन श्राठ बातों का ग्नभिसान करता (१७-१६) देव- 


( १७२ ) 


मूढ़ता, गुरुमढ़ता क्या लोकमृढ़ता को अच्छा समझना (२०-२५) कुद्देव, 
कुगुरु, कुधर्म तथा इन्हें सेवते वाले भक्त जो कि झनायतन हैं, उनको 
संगति करना । 

इसके साथ-साथ उसे नोचे लिखे झ्राठ मृलगुरण पालने चाहिए- 


(१) मद्य-त्याग-शराब, गांजा, चरस, भांग, तम्बाकू व श्रफोम 
श्रादि जितने भी नशे हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए । 


(२) मांस-त्याग-सूखे हुए या भुने हुए भ्रादि किसी भी प्रकार के सांस 
को नहीं खाना चाहिए श्रौर न हो मांस या चमड़े से छुए हुए घो व 
तेलादि को लेना चाहिए। मांसाहारी व मद्यपायी के हाथों का भोजन 
नहों करना चाहिए श्रोर न ही उसके बर्तनों में कुछ खाना चाहिए । मांसा- 
हार के दोष से बचने के लिए विन में ही खाने-पीने का यथाशक्ति ग्रम्णास 
रखना चाहिए श्रोर ऐसे फलादि को भी नहीं खाना चाहियेजिनमें श्रसजी व 
पड़ गये हों या जो त्रसजीवों को योनि हों जेसे गूलर, बड़, पीपल, पाकर 
ओोर अंजीर आदि। प्रत्येक खाद्य पदार्थ और श्रक, शबंत व दूध झावि 
भी मर्यादा के भीतर का हो लेना चाहिए क्‍योंकि मर्यादा से बाहर की 
वस्तुग्नों में श्रांख से दिखाई न देने वाले कोड़े पंदा हो जाते हैं भ्रतः उनका 
भक्षण करने में सांसाहार का दोष श्राता है। भारतवर्ष को ऋतु के प्नु- 
सार भोजन को मर्यादा इस प्रकार है- 


दाल, भात, खिचड़ी व कढ़ो की छह घण्टे को; पूरी, रोटी व मुलायम 
पको हुई चीजों को सांझ से पहले दिन भर की; लड्डू, बरफो, पेड़ा, 
सुहाली व मठरी श्रादि श्ररिन के ऊपर खूब पककर कड़े हो जाने वाले 
पदार्थों की चौबीस घण्टे को; झाटे ध्रादि पिसे हुए पदार्थों की जाड़े में सात, 
गर्मो में पांच व वर्षा में तोन दिन को, बने हुए बूरा को व पानो झौर 
अन्त के (बता बनी मिठाई की जाड़ से एक सास, गर्मी में पस्रह दिन 
और वर्षा में सात दिन की तथा पानी बिना बनी झनन्‍त को सिठाई की 
मर्यादा श्राटे के समान है। छने हुए पानी श्रौर उसी वक्त निकाले हुए 
दूध को अ्रड़तालीस सिनट को सियाद है और इन्हें यदि तभी झौटा लो 


( १७३ ) 


तो चौबीस घंटे तक काम में लिया जा सकता है। बिना उबले हुए छने प+नो 
का चंदत वा लवंग झादि का चूरा डालने से उसका रूप, रस, गंध व स्पर्षा 
बदल जाने पर छह घंटे तक प्रयोग किया जा सकता है। झोटाये हुये 
दूध से बने दही की सर्यादा चोबीस घंटे को हे। यह मियाद जिस समय 
दृध में जामन लगे तब से लेनी चाहिये। श्रौटाये हुये दूध का सक्‍्खन 
निकालकर उसो समय प्ंतर्महृत॑ के भोतर ताए हुये थी को मर्यादा तब 
तक है जब तक उसका स्वाद न बिगड़े । 


(३) मधु-स्याग-सधु वा हाहद नहों खाना चाहिये क्योंकि एक तो 
इसके निकालने में बहुत से जंतुझों को कष्ट पहुंचता है झौर दूसरे बहुत 
काल तक रहने से इसमें बहुत से जीव पर्दा हो जाते हैं। गोभी व कचनार 
झादि फूलों को भी नहों खाना चाहिये। 


(४) प्रहिसा अणुव्रत का प्रभ्यास-प्रतिसाधारो को संकल्प या 
इरादा करके शत्रस जीवों का घात नहीं करना चाहिये। उसे शिकार 
नहीं खेलना चाहिये श्रौर कागज के चित्र वा मिट्टी की मूति आदि को 
भी कषायवश तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिये । मांस का व पशुओं प्रादि का 
व्यापार नहीं करना चाहिये । धर्मादि के नाम पर या प्रतिथियों के लिए भी 
पशुधात नहों करना चाहिये भोर जीव दया का भाव चित्त में रखकर 
झारम्भादि कार्यों में यथासंभव त्रस व स्थावर को हिसा बचाते हुये जीवन 
बिताना चाहिये। भ्रति (युद्धकमं), मसि (लेखन क्रिया), कृषि, वारिणज्य, 
शिल्प, विद्या व रसोई झादि के ध्ारम्भों में होने वाली हिसा का संकल्पी हिसा- 
स्याग में त्याग नहीं होता । प्रारभ्भी हिसा का बिल्कुल त्याग तो आझ्राठवों 
प्रतिमा या फिर श्रेणी में होता है पर नोचे इसे यथाशक्ति कम करने का 
झ्रम्यास करना चाहिये। 


(५) सत्य प्रणात्रत का श्रभ्पास-दूसरों को ठगने के लिये भूठ 
नहीं बोलना चाहिये श्ौर अहिसा को ध्यान सें रखते हुए दूसरों को दुःख 
देने वाले कड़वे शोर कठोर बचन भो नहों बोलने चाहिए । जिससे दूसरों 
के प्राण चले जायें ऐसे सत्य को भो नहों बोलना चाहिए । 


( १७४ ) 


(६) अचोर्य भरत ख़त का प्रम्यास-दूसरे का साल चुराना, खूटना 
या दंगे से नहों लेना चाहिए। प्रचोय॑ शरण व्रत में जुझा न खेलना भो 
गर्भित है भ्रतः दर्शन प्रतिमा वाला सच्चा या झूठा क्षिसो भो प्रकार का 
जुझा नहीं खेलता झोर ताद, गंजफा व शतरंज झादि में भी तीत्र कषाय, 
समय का दुरुपयोग तथा चोरों समभकर उन्हें भी त्याग देता है। 


(७) परस्त्रीत्याग या ब्रह्मचयें असम श्रत का भ्रम्यास-अ्रपनी विवाहिता 
स्‍्नत्नो में संतोष रखना चाहिए श्रौर परस्त्री व वेश्या श्रादि का सेवन नहीं 
करना चाहिए । वेदयाओरं के लुभाने वाले नृत्य तथा गीत नहीं देखने सुनने 
चाहिए । व्यभिचारिणी स्त्रियों से किसो तरह का कोई हँसी सजाक झ्रादि 
नहीं करना चाहिए झौर न हो उनके पास उठना बंठना चाहिए । 


(८) परिपग्रह-परिमाण या परिग्रहत्याग अरा ब्त का भ्रस्यास-मूर्च्छा 
नाम परिग्रह का है। इस ज्ञानी को प्रत्येक पदार्थ में ममता छोड़कर और 
झति तृष्णा घटाकर अपने प्रयोजन लायक सामग्री रखने का नियम रूप 
झम्यास करना जहिए। 


इन झाठ सूलगुरोों को दर्शन प्रतिमा वाला पालता है तथा आत्सानु- 
मव की सिद्धि के लिए नीचे लिखे छह कर्मों का वह प्रतिदिन श्रभ्यास 
करता है- 

(१) भी जिनेन्द्रदेव को पुजा (२) निग्न॑थ गुरुओं की मक्ति (३) शास्त्रों 
का स्वाध्याय (४) तप या ध्यान के लिये प्रातः व सन्ध्या समय में सामा- 
यिक का साधना (५) मन व इन्द्रियों के निरोध के लिए नित्य भोगोप- 
भोग सासग्री का नियम करना व यथाशक्ति जोवदया साधना एवं 
(६) भाहार, श्रोषधि, विद्या तथा श्रमयदान, पात्रों को तो भक्ति से व 
दीन-दुलियों को दया बुद्धि से देना । 


इन छह कर्मों का साधन श्रागे को सात प्रतिमाश्नरों तक वह बराबर 
करता है और इनसें से मी सामायिक का अ्रस्यास निरन्तर बढ़ाता जाता 
है क्योंकि झात्स-समाधि का यह सुरुष साधन है। 


( १७५ ) 


इसरी बात प्रतिमा-दर्शन प्रतिमा में जो निपुरा हो जाता है वह 
इस प्रतिमा को धारणा करता है। ब्त प्रतिमाधारी को बारह ब्रत पालने 
चाहिए और निरन्तर समाधिमरण की भावना करनो चाहिए। ऊपर 
कहे हुए भ्रहिसादि पांच झ्रणुत्रत श्रौर सात शोल प्रर्यात्‌ तीन गुराब्त झोर 
चार शिक्षात्रत-ये बारह ब्रत होते हैं। पांच अ्रधान्षतों को उसे निरतिचार 
पालना चाहिए। एक एक व्रत के पांच-पांच झतिचार ओर पांच-पांच ही 
सावनायें होतो हैं जिन्हें 'तत्त्वायंसूत्र' प्रन्थ से जान लेना चाहिये । यद्यपि 
इन ब्रतों का पच्चोस भावनाप्रों सहित संदेश पालन तो साधुझों के हो 
होता है पर एकदेश गृहस्थी भ्रावक को मी करना चाहिए। श्रणुब्रतों की 
रक्षा व गुणाकार वृद्धि के लिए श्रोर मुनिश्रत को शिक्षा के लिए निम्न- 
लिखित गुणव्रत झोर शिक्षाश्नत होते हैं- 


गुराव्रत-( १) दिग्वत-लोकिक काम के लिये दक्षों दिशाश्रों में जन्म- 
पयंन्त जाने को झौर वहाँ वस्तु भेजने व वहाँ से मंगाने की मर्यादा बांध 
ज्ेना (२) देशब्रत-एक दिन, दो दिन श्रादि नियमित काल के लिये 
दिग्वत में को हुई दक्चों दिशाओ्रों को मर्यादा को घटाकर कम करना एवं 
(३) प्रनर्थदंडब्नत-बिना प्रयोजन के ये कोई भो पाप न करना जंसे पाप 
का उपदेश देना, दूसरों की ब्राई विचारना, दूसरों को हिसाकारी पदाय॑ 
देना, प्रमाद से चर्या करना तथा खोटो कथायें सुनना व पढ़ना । 


शिक्षात्रत-( १) सामायिक-एक, दो व तीन समय प्रतिदिन एकांस 
में थिरता से बेठकर वेराग्यमयी पाठ पढ़ना ध्ोर जाप व ध्यान करना 
(२) प्रोषधोपवास-प्रत्येक भ्रृष्टमो व चंतुईशी के दिन उपवास करना 
झौर यदि शक्ति न हो तो एक ससय भोजन करना (३) भोगोपभोग 
परिभाण-एक घंटा वा एक दिन शझादि थोड़े वा झह्रधिक काल के लिये 
मोग्य झ्लौर उपभोग्य पदार्थों का नियम कर लेना और झ्ावश्यकता से 
झधिक पंचेरिद्रियों के भोगों को त्याग देना एवं (४) प्रतिथि संविभाग- 
भिक्षावत्ति से घूमने वाले धर्ंपात्नों को श्रपने मोजन में से भाग देना। ब्रती 
व झत्रती शावकों को तो भवित से देना झोर प्रन्य सबको दया से देना। 


( १७६ ) 


सात ज्ञोलों को ब्रतप्रतिमाधारो को निरतिचार पालना चाहिए । 
प्रत्येक शोल के पांच-पांच झतिचार होते हैं जिन्हें 'तस्वायंसृत्र' से जान 
लेना चाहिए। इसे नित्यप्रति यह भावना करनो चाहिए रि मेरा 
सररण ससतामावसहित धर्मंध्यानपूर्वक हो। मररण को निकट भाता 
देखकर इसे कथषाय व काय को धोरे-धोरे कृश करते हुये. श्रात्म भावता 
पूर्वक मरते का साहस करना चाहिये श्रोर सल्लेखना के इन पांच 
संभवरूप दोषों को बचाना चाहिए-(१) अ्रधिक जोने को इच्छा 
(२) जल्दी मरने को वांछा (३) लौकिक मित्रों से प्रीजि (४) पिछले 
भोगे हुये भोगों के सुख को याद करना झौर (५) प्रागामी भोगों की 
लालसा रखकर निदान करना । 


इस प्रकार यह ब्रत प्रतिमा बाला श्रावक यथासम्भव बाहरी झाकुल- 
ताप्रों को घटाता हुश्ना देवपुजादि शुभ कार्यों में भ्रधिक से श्रधिक लगता है 
झोर मुख्यता से श्रात्मध्यान द्वारा समाधिभाव पाने का पुरुषार्थ करता 
रहता है। फिर इस प्नतिमा का भ्रभ्यास बढ़ जाने पर ग्रहरण किये हुए नियमों 
को न छोड़ता हुम्रा बहू निम्नलिखित झागे की प्रतिसाम्रों को धारण करता 
जाता है और उनमें बाहरो चारिन्न के साथ-साथ प्रंतरंग चारित्र को भो 
बढ़ाता जाता है । 


तीसरी सामायिक प्रतिमा-तोनों संध्याञ्रों में पश्र्थात्‌॒ सुबह, 
बोपहर व शाम को इस प्रतिमा का धारो नियम से कम से कस दो घड़ी 
भ्र्थात्‌ अ्ड़तालीस सिनट तक सासमायिक करता है श्ोर कभो इससे कुछ 
कस भी कर सकता है । 


चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा-प्रत्येक भ्रष्टमो चोौदस को समस्त 
झ्रारम्भ का त्याग कर सोलह, बारह या कम से कप शभ्राठ पहर का उप- 
वास करता है भ्रथवा सोलह पहर तक आरम्भ त्यागकर निजल, जल 
सहित वा मध्य में एकाशन सहित रहकर धर्म ध्यान करता है । 


पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा-सच्चित्त प्रप्रासुक भोजनपान नहीं 


( १७७ ) 


करता। एकेन्द्रिय जोबों से भी रहित गर्म या प्रासुक पानो पीता व भोजन 
करता है। एकेन्द्रिय सचित्त वस्तु सुखाने, पकाने, गर्म करने, कषायले व्रव्य 
से मिला देने वा यन्त्र से छि्त-भिन्‍न कर देने पर अ्चित्त या प्रासुक हो 
जाती है। द्वीन्द्रियादि जीवों के कलेबर को मांस कहते हैं जो कि सूखा 
हुआ भी लेने योग्य नहों है । 


छठी राजिभोजन त्याग प्रतिमा-रात्रि को नियम से खाद्य, 
स्वाद्य (स्वादयुक्त) लेहा (चाटने योग्य) और पेय-इन चार तरह के 
भोजनों को न तो श्राप ही करता है श्रौर न दूसरों को हो कराता है। 
रात्रि में भोजन सम्बन्धी आरम्भ भी नहीं करता । 


सातवों ब्रहमचय प्रतिमा-अ्रपनो स्त्री का भो त्याग कर देता है। 
ब्रह्मचारो होकर सादे बस्त्र पहन उदासोन भाव से घर में रहता है या 
परोपकाराथ्थ देशाटन करता है। 


आठवों आरम्भ त्याग प्रतिमा-व्यापार, वरिणज व रोटो, पानी 
श्रादि का श्रारम्म छोड़कर, घर में या बाहुर जो कुछ भो मिल जाये उसे 
खाकर संतोष रखता हुआ धर्म साधन करता है श्रोर सवारी झ्ादि का 
भो झ्रारम्भ त्याग देता है। 


नोवों परिग्रह त्याग प्रतिमा-प्रपतो सब जायदाद दान-धर्म सें 
लगाकर वा पुत्रादिकों को सौपकर कुछ बसस्‍्त्र व बर्तन रख लेता है श्रौर 
शेष सब कुछ छोड़ देता है। किसो के द्वारा बुलाये जाने पर संतोष से 
भोजन कर लेता है। 


दसवीं अनुमति त्याग प्रतिमा-सांसारिक कार्यों में सम्मति देने 
वा श्रनुसोदना करने का भो त्याग कर देता है । 


ग्यारहवीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा-इस प्रतिमा में श्रावक क्षुल्लक 
पदधारी हो जाता है। अरब वह अपने नि्भित्त से बनाया हुआ भोजन नहीं 
लेता और घर से बाहर घुनियों श्रादि के पास रहता हुआ धर्म साधन करता 


( १७८ ) 


है। बेठकर पात्र में भिक्षावत्ति से मोजन करता है और झपने केशों को 
उस्तरे से कतरवाता है। पहनने के लिए एक खंडवस्त्र और लंगोटी, जोब दया 
के लिये मयूर पंखों की एक पिच्छी झोर शौच के लिये एक कमंडल रखता 
है । धीरे-धीरे परिणामों की और विशुद्धि बढ़ जाने पर यह खंडवसर्न्न का 
भो त्याग करके ऐलक हो जाता है झौर मात्र एक लंगोटो रलता है, हाथों 
से बालों का लोंच करता है, खड़े होकर भिक्षावत्ति से हाथ में हो भोजन 
करता है तथा मुनि के चारित्र का भअ्रम्यास करता है। यहाँ तक बढ़ते- 
बढ़ते भात्मध्यान की थिरता बढ़ती चली जाती है श्रौर समाधि का 
प्रम्यास बहुत मजबूत हो जाता है । 


मुनिद्मत का धारण-तोब् वेराग्य के ग्राने पर बह लज्जा को 
जीतता हुआ लंगोटी का भी त्याग करके मुनि हो जाता है। जोब वबया 
के लिए पिछछी, शौच व गर्म जल के लिए काठ का कमंइल झौर शान के 
लिए एक या दो शास्त्र रखता है भ्रौर नीचे लिखा तेरह प्रकार का 
चारित्र पालता है- 


(१) भ्रहिसा महाव्त-त्रप्त व स्थावर किसी भी प्राणी को हिंसा नहों 
करना (२) सत्य महाव्रत-किसोी भी निमित्त से जरा सा भी झ्रसत्य वचन 
नहीं बोलना (३) भ्रचौयं महाव्रत-बिना दिये हुए पानी वा फल-फूलादि 
को भी ग्रहरा नहीं करना (४) ब्रह्मचर्य महाव्॒त-मन वचन काय से स्त्री 
मात्र की इच्छा को व काम के माव को त्याग देना (५) श्रपरिग्रह महाव्रत- 
क्षेत्र, वस्त्र ग्रादि सर्व बाहरी व रागद्रेषादि भोतरो परिश्रह का त्याग 
करता (६) मनोगुप्ति-मन को पश्रात्माधीन रखना (७) वचन गुप्ति- 
वचन बन्द कर मौन रहना (८) काय गुप्ति-प्रमाद रहित होकर शरोर 
को श्रपने बश में रखना (€) इर्या समिति-दिन में चार हाथ जमीन प्रागे 
देखकर पहले से ही रोंदे हुये मार्ग पर जोवदया पालते हुए चलना 
(१०) भाषा समिति-बहुत ही कस, सीठे व शास्त्रानुनार बचन बोलता 
(११) एबणा समिति-भिक्षाबुत्ति से आवक के घर पर अपने ही हाथ 
में उसके द्वारा दिया हश्रा निर्दोष आहार खड़े होकर प्रंतरायों को टालते 


( १७६ ) 


हुए लेना (१२) झ्ादान निक्षपरा समिति-निज शरीर, शास्त्र, कमंडल व 
पौछी को देखकर रखना व उठाना एवं (१३) प्रतिष्ठापना ससिति-साव- 
घानो से देखकर निजंतु मूभि में मलमृत्रादि क्षेपएत करना । 


उपरोक्त चारित्र पालता हुआ वह मुनि बनादि एकांत स्थान में 
रहकर समाधिभाव का दृढ़ भश्रम्यात करता है। जेसा निर्मल ध्यान 
भुनि के होता है वेंसा श्रावक की ग्यारह प्रतिमाप्रों में नहीं होता | बह 
मुनि बहुत हो ज्ञांत व कोमल स्वभावी एवं प्रहंकार ममकार रहित होता 
है भौर 'ें मुनि हूं, तपस्वी हूं व ज्ञानी हूं” ऐसा मद उसे जरा भी नहीं 
होता । वह बाहरी वेष को सुक्ति का कारण न जानकर उसे केवल निमित्त 
व सहकारी समभता है और मुक्ति का काररा तो मात्र झात्ससमाधि को 
ही जानता हुआ उसो का निरन्तर श्रभ्यास करता है। शरोर का सुर्खियां 
पना मिटाने को कठिन-कठिन कष्टों व उपसर्गों को सहकर भी वह ध्यान 
करता है श्रौर जब ध्यान में चित्त नहीं लगता तब वाच ना, पुछना, चिन्त- 
बना, झाम्नाय (बारस्थार घोखना) व धर्मोपदेश रूप पांच प्रकार की 
स्वाध्याय करता है। वह बड़ा ही परोपकारी होता है श्नौर जोब मात्र पर 
वयावान होता है । 


भ्रस्यास दशा के रहने तक वह मुनि कमी प्रमत्त नामक छठे श्रौर 
कभी भ्रप्रमत्त नामक सातवें गुरपस्थान में जाता है पर जब ध्यान की 
निर्मलता बढ़ती है तब यह प्रपूव॑ंकररए व झह्लनिव॒त्तिकररण नासक श्ाठवें 
झोर नोथवें गुरास्थान में होता हुआ सारी फषायों को दबाकर या क्षयकर 
केवल सुक्ष्मलोम के उदय में सूक्ष्म्सांपराय नामक दसवें गुरास्थानवर्तो 
होता है। फिर सूक्ष्म लोभ को यवि दबाता है तो ग्यारहवें उपशांतमोह 
गुरस्थान में श्रोर यदि क्षय करता है तो ग्यारह में न जाकर बारहवें 
कोरमोह गुरास्थान में बह जाता है। बारहवें गुणस्थान में प्रन्त्मुह्त 
ठहरकर ध्यान के बल से ज्ञानावरसण, दर्शनावरण झौर भ्ंतराय कर्मों का 
सो क्षय करके तेरहवें सयोगकेवली गुरणस्थान में पहुंचकर वह परमात्मा 
हो जाता है। चोथे से बारह॒वें तक जो भ्रन्तरात्मा था वही परमात्मा की 


( १८० ) 


भावना करता-करता तेरहव गुरास्थान में स्वयं परमात्मा हो जाता है। 
सयोगकेवली परमात्मा के दारीर में हुड्डी, सांस व रुधिर झादि को दक्षा 
पलट जाती है श्रौर उनका शरीर शुद्ध स्फटिक के समान होकर प्राकाश में 
झधर रहता है । जब तक झायु है तब तक इस ध्रहंत पद के भीतर रहना 
होता है श्रौर इसमें कोई भूख, प्यास, रोग व शोकादि दोष नहीं होते । 
वे परमशांत बीतरागी प्रभु सदा ही भ्रात्मलीन रहते हैं। चार प्रघातिया 
कर्मों के उदय होने से स्वतः हो बिना इच्छा के उसका विहार व उपदेश 
होता है जिससे झनेक जनों को सोक्ष का सच्चा मार्ग सिलता है। झ्रायु कम के 
निःशेष होने की दा में चोदह॒वां ्रयोगकेबली गुरास्थान हो जाता है भौर 
उसके बाद दरोरादि स्व पुदूगल सम्बन्धों से रहित होकर वे परमात्मा 
ग्रर्ति की लो के समान सोधे ऊपर को श्रोर जहाँ तक धर्मास्तिकाय है 
वहाँ तक जाते हैं श्रोर लोकाकाद के श्रंत में जाकर स्थिर हो जाते हैं । 
इस पद को सोक्षपद तथा इस पद को प्राप्त श्रात्पमा को सिद्ध परसात्मा 
कहते हैं । कर्मंबंध व उसके काररगों से सबंथा रहित हो जाने के काररप 
वे सिद्ध भगवान फिर संसारवास में नहीं झाते । 


इस तरह भेदविज्ञान के प्रताप से सच्चे आत्मस्वरूप का 
लाभकर फिर आत्मसमाधि को प्राप्त करता हुआ यह जोब 
बहिरात्मा से अंतरात्मा और फिर अंतरात्मा से परमात्मा हो 
जाता है। अ्त्मशद्धि का एकमात्र उपाय भेदविज्ञान व आत्म- 
समाधि ही है और उसी को प्राप्ति का उपाय आचाय॑ महा- 
राज ने इस ग्रन्थ में भलो प्रकार दर्शा दिया है । 


४ 2 


